हिंदी: रांगेय राघव 


दशकुमारचरित 


दशकुमार चरित 


महाकवि दण्डी के अ्रमर संस्कृत उपन्यास 'दशकुमारचरितम्‌' 
का हिन्दी रूपान्तर 


रूपान्त रकार 
डा० रांगेय राघव 


राजपाल एण्ड सनन्‍ज़, दि छी-६ मक 


मूल्य ; तीन रुपये 
द्वितीय संस्करण : अगस्त १६६० 
प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्ज़, दिल्ली 
मुद्रक : भारत मुद्रणालय, शाहदरा-दिल्‍ली 


विषय-सूची 


भूमिका 8 
मंगलाचरण २२ 
प्रबेपीठिका 

पहला उच्छवास--दसों कुमारों के जन्म तथा एक जगह एकत्र होकर 
शिक्षा प्राप्त करना २३-रे४ 


मगधराज राजहंस का वर्णन--रानी वसुमति का वर्णन--मंत्रियों 
का वर्णन--राजहंस का युद्ध--राती का गर्भ धारण करना-- 
संन्यासी ग्रुप्चर का खबर देना--राजहंस का युद्ध करना--- 
राजहंस की हार और वनवास---राजहंस का वामदेव से मिलना-- 
राजवाहन का जन्म--प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त श्र विश्वत का 
जन्म--उपहा रवर्मा का लाया जाना--भ्रपहा रवर्मा की प्राप्ति--- 
पुष्पोदभव का झा पहुंचना-यक्षी का भ्रथंपाल को पहुंचाना-- 
सोमदत्त का आना--लालन-पालन झौर शिक्षा--कुमारों का युवक 
होना 

दूसरा उच्छवास-- दिग्विजय-यात्रा श्रोर कुसारों का बिछुड़ना झौर फिर 
मिलन का प्रारम्भ ३५-३६ 
वामदेव का सुभाव--कुमारों का दिग्विजय पर निकलना--- 
ब्राह्मण मातंग का मिलना--राजवाहन का मित्रों को छोड़कर जाना 
झौर मित्र-कार्य करना--कुमारों का राजवाहन को खोजने 
निकलना--राजवाहन और मातंग की यात्रा--राजवा हन का लौटकर 
मित्रों को न पाकर घूमना--सोमदत्त का मिलना 

तीसरा उचक््वास--सोमदत्त का अपनी कहानी सुनाना ४०-४३ 
सोमदत्त की मुसीबतें झोर सुलमय जीवन---पुष्पोदुभव का आपहुंचना 


नि दशकुमारचरित 


चोथा उच्छुवास---पुष्पोद्भव का भ्रपनी कहानी सुनाना डें४ड-५० 
विचित्र मिलन--बालचन्द्रिका से प्रेम--बंधुपाल का शकुन 
विचारना--दारुवर्मा का वध और मिलन 

पांचवां उच्छवास---राजवाहन का अश्रपना विवाह करना ५१-६१ 
वसन्‍्त का श्राना श्र राजवाहन को अ्रवंतिसुन्दी का दर्शन 
होना--राजवाहन का पूर्व जन्म की कथा सुनाना--रानी का प्राना 
श्रौर विरह में कष्ट होना--ऐंद्रजालिक विद्येव्वर का आकर वचन 
देना--विद्येश्वर का खेल-खेल में राजवाहन और अ्रवन्तिसुन्दरी का 
विवाह करा देना--राजवाहन और अवन्तिसुन्दरी का प्रेम बढ़ना 


उत्तरपीठिका 


पहला उच्छुवास--राजवाहन की मुसीबत भ्ोर मित्र-मिलन ६५-७१ 
राजवाहन और अपअ्रवन्तिसुन्दरी का सुखभोग करना--राजवाहन 
का बंदी होना--चण्डवर्मा का क्रुद्ध होता--चण्डवर्मा का लड़ाई को 
कूच करना और शत्रु को हराना--राजवाहन को मृत्युदण्ड 
मिलना--राजवाहन और शअप्सरा की बातचीत, कैद से छूटना--- 
चण्डवर्मा का मारा जाना--अपहारवर्मा का मिलना--अहुतों का 
राजवाहन से आकर मिलना 

दूसरा उच्छवास--अपहारवर्मा का श्रपनी कहानी सुनाना ७२-६६ 
महा मरीचि की कहानी सुनना--काममंजरी का आना श्रौर आश्रम 
में - रहना---वेश्या और उसकी माता के धर्म--वेश्या पर महषि का 
प्रेम बढ़ना--मुनि की बुद्धि का बिगड़ना--राजा के यहां काममंजरी 
की जीत और महषि का लौटना--प्रपहा रवर्मा को एक जैन मिलना--- 
जन की कहानी--प्रपहारवर्मा का नगर पहुंचकर जुआ सीखना--- 
भ्रपहा रवर्मा का चोरी करना--घर से भागती लड़की का मिलना-- 
सांप के विष का बहाना करके नगररक्षकों से बचना--उदारक से 
मिलना--लड़की को फिर घर पहुंचाकर हाथी पर चढ़कर विनाश 
करना--अपहा रवर्मा का उदारक धनमित्र को तरकीब बताता--- 
तरकीब की सफलता--रागमंजरी के दर्शन और भ्रपहारवर्मा का 


कामाधीन होना --रागमंजरी को पाने की तरकीबें करना श्र उससे 
ब्याह करना--क्षपणक का धन वापस मिलना--काममंजरी को 
सज़ा मिलना, जैसे को तंसा--पभ्र्थ वति का निर्वासित किया जाना--- 
भाग्य का पलटा खाना--कान्तक का झाना और मारा जाना-- 
राजकन्या अम्बालिका का मिलन, श्रपहाररवर्मा का प्रेम में पड़ना--- 
ग्रपहा रवर्मा का श्राज़ाद होना--मरीचि से राजवाहन का पता 
चलना---रा जकन्या से श्रपहारवर्मा का प्रेम बढ़ना--चण्डवर्मा का 
हमला श्रौर उसकी मौत--+मित्रों का मिलना 

तोसरा उच्छवास--प्रपहा रवर्मा का प्रपनो भ्रापवोती सुनाना १००-११३ 
बूढ़ी धाय का मिलना--वृद्धा की बेटी पुष्परिका का श्लाना-- 
कल्पसुन्दरी को फंसाने की योजना बनाना--कल्पसुन्दरी का चित्र 
पर मोहित होना--परस्त्रीगमन का चिन्तन--उपहारवर्मा का 
अभिसार---विकटवर्मा की हत्या की योजना--विकटवर्मा का वध--- 
उपहारवर्मा का चंपा की सहायता को श्राना और मिलन 

चौथा उच्छुवास---अ्र्थंथपाल का अश्रपनी कहानी सुनाना ११४-१२४ 
अ्र्थपाल का भ्रमण करना--पूर्ण मद्र का मिलना--पूर्ण भद्र का भ्रपनी 
कथा सुनाना--भ्रथंपाल का माता-पिता का पता लगाना--भ्रथंपाल 
का पिता को सांप से डसवाकर बचाना--अ्र्थपाल का क्षत्रु को 
मारने जाते में कन्या प्राप्त करना--सिहधोष की गिरफ्तारी भऔरक 
अर्थपाल का विवाह--प्रंपाल को राज्य मिलना और राजवाहन से 
मिलन 

पांचवां उच्छुवास--प्रमति का श्रपना किस्सा सुनाना १२५-१३३ 
प्रमति का वन में सोना--स्वप्न श्रौर सत्य--कुमारी का मिलन--- 
माता के दर्शन--श्रावस्ती-मार्ग में पाञ्चालशर्मा से मित्रता होना-- 
राजकन्या की सखी का मिलन--प्रमति का पाञ्चालशक्षर्मा को तरकीब 
बताना--सफलता मिलना 

छठा उच्छवास--मित्रगुप्त की कथा १३४-१४८ 
कोशदास का मिलना--चंद्रसेना का आगमन--कन्दुकावती का 
कन्दुक-तृत्य--चंद्रसेना की तरकीब--मित्रग॒ुप्त समुद्र में--किनारे पर 


८ दशकुमारचरित 


पहुंचना--ब्रह्म राक्षस का मिलना--धूमिनी की कथा--गोमिनी की 
कथा---निम्बवती की कथा--नितम्बवती की कथा--दूसरे राक्षस का 
श्राना--राक्षसों का युद्धड-कन्दुकावती का मिलना--घर पहुंचना 

सातवां उच्छवास---मंत्रगुप्त का श्रपर्नी कहानी सुनाना १४६-१५८ 
मंत्रगुप्त को सिद्ध के दर्शन--सिद्ध की ह॒त्या--कनकलेखा से प्रेम--- 
समुद्रतीर का विहार--सबका बंदी होना--मंत्रग्रुप्त का सिद्ध 
बनना--जयसिंह का वध--मिलन 

झाठवां उच्छुवास--विश्रुत का भ्रपनी आपबोती सुनाना १ ६-१७७ 
विश्वुत का वन में घूमना--व॒द्ध को कुएं से निकालना--ब॒द्ध को कथा 
--आ्रादर्श राजा का वर्णन--मंत्री की सलाह -विहारभद्र की बुरी 
सलाह, सामन्‍्तीय दुव्येसन--राजा का कठिन जीवन---भ्रनन्तवर्मा का 
पतन--सर्वंनाश का पथ--अ्रश्म केन्द्र की नीति---भ्रनन्तवर्मा का मारा 
जाना--रानी, राजकुमारी और राजकुमार का भागना--राजकुमार 
वन में---किरात का आगमन, खबर मिलना--विश्रुत की तरकीब-- 
तरकीब का प्रयोग---राजकुमार का गद्दी पर बैठना 

उत्तरपीठिका (उपसंहार)--विश्वुत का अश्रपना बयान १७८-१८२ 
जारी रखना 
विश्रुत का वसन्तभानु से बदला लेने की तरकीब सोचना--प्रश्मकेन्द्र 

# की मृत्यु--भास्कर वर्मा का राजा होना--कुमारों का मिलन श्रौर 

राजहंस का पत्र---मालव राज मानसार से बदला लेना--राजहुंस से 
मिलना--पिता का वानप्रस्थ ग्रहण करना--सुख से राज्य भोग करना 


भूमिका 


संस्कृत गद्य अपने प्रारंभिक रूप में यजुर्वेद में ही पाया जाता है। उपनिषदों 

में उसकी कमी नहीं, न ब्राह्मण ग्रंथों में । आ्राख्यायिका, आख्यान श्रादि का 

नाम हमें उपनिषद्‌ साहित्य में ही मिल जाता है। महाभारत में भी गद्यकथाग्रों 

उल्लेख हैँ । पतञ्जलि के समय में सुमनोत्तरा, वासवदत्ता और भमरथी 

प्रसिद्ध कथाएं थीं। भास और कालिदास के अतिरिक्त हमें बौद्ध पालि जातकों 

में भी गद्य मिलता है। शुंगकाल से हर्षवर्धन (छठी शती) तक संस्कृत के 
गद्यकाव्य खूब लिखे गए थे, ऐसे वर्णन मिलते हैं । 


गद्यकाव्य के प्रणेताओं में दो विशेष प्रसिद्ध हैं--दण्डिन्‌ और बाणभट्ट । 
दण्डी कब हुए थे इसपर विद्वानों में भ्रभी एक मत नहीं है । संस्कृत में दण्डी 
को ही 'कवि' माना गया है, ऐसी प्रशंसात्मक उक्तियां तक मिल जाती हैं । 
“काव्यादशे' नामक ग्रन्थ दण्डी का ही लिखा हुआ माना जाता है। उनका एक 
और ग्रंथ बताया जाता है, पर उसके बारे में विद्वान एकमत नहीं हो सके हैं । 
विद्वानों में से कुछ का मत है कि काव्यादर्श श्र दशकुमारचरित एक ही व्यक्ति 
के लिखे नहीं हैं क्योंकि काव्यादरं में वह यथार्थवाद स्वीकृत नहीं किया गया 
है जो दशकुमारचरित में प्राप्त होता है। किन्तु एक ही लेखक का विकास 
होता हैं यह हमें ध्यान में रलना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है । 

दशकुमा रचरित में ग्रुणाढ्य को बृहत्‌कथा का प्रभाव बताया जाता है । 
इसमें भारत के कुछ स्थानों के नाम पुराने ही प्रयुक्त हुए हैं । जैसे श्रवन्तिका 
शरसेन और त्रिगत्ते इत्यादि । परन्तु भ्रवन्तिका के साथ ही उज्जयिनी शब्द भी 
मिलता है। यह परवर्ती नाम है। 
-. उत्तरपीठिका में छठे उच्छवास में आता है--. 

. स तमभिप्रशस्याशंसत्‌ू--सत्यमिदम्‌ । अरवन्तिपुर्या पुज्जयिन्या म्‌*** **' 


० द दशकुमारचरित 


अर्थात्‌ उसने उसकी प्रशंसा करके कहा--यह सत्य है। अवन्तिपुरी में 
उज्जयिनी में****** 

इसका तात्पयं यही लगाया जा सकता है कि कथा तब लिखी गई थी जब 
दोनों नाम चलते थे, बल्कि 'उज्जयिनी' के साथ उसकी पहचान के लिए 
अवन्ति' भी लगाना पड़ता था । 

इसमें यवन खनति' और 'रामेषु' का नाम भी श्राता है। यवन मुसलमान 
नहीं, ग्रीक थे या रोमन, भर इसीलिए यही लगता है कि दशकुमारचरित 
काफी पुरानी चीज़ है। यदि इन नामों को सीरियन या ईरानी माना जाए तो 
यह समभना पड़ेगा कि भारत में विदेज्षों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी । 
ईरानी को यहां स्पष्ट ही पारसीक कहते थे । 


छठी सदी के बाद जब भारत का समुद्री व्यापार अरबों ने छीन लिया 
और उत्तर का भूमिमार्ग का व्यापार अरबों श्रौर तुर्कों ने, उसके बाद ही भारत 
में विदेशों की जानकारी घटती चली गई थी। 

दशकुमारचरित के जिस रूप का हमने अनुवाद किया है, वह सब दण्डिन्‌ 
का लिखा नहीं है । इसमें तो कहानी भी गड़बड़ में पड़ जाती है.। कहां तो 
प्रमति वन में जन्म लेता है, श्रौर वही श्रागे तारावली का बेटा कहलाता है | 
ऐसे ही भ्रनेक स्थल हैं जहां आगे-पीछे के बयान मिलते नहीं हैं । इसीलिए कुछ 
विद्वान कहते हैं कि दण्डी का लिखा हुग्ना तो श्रसल में वह है जो यहां उत्तर- 
पीठिका का भाग है, उपसंहार और पूर्वपीठिका बाद में लिखे गए हैं । उपसंहार 
के बारे में तो ओर भी प्रमाण मिलते हैं कि उनकी टीका पुराने लोगों ने नहीं 
की है, दशकुमारचरित के बीच के ही भाग की टीका की है, परंतु उलभन होती 
है कि जहां से उत्तरपीठिका शुरू होती है--अ्रर्थात्‌ अवंतिसुन्दरी श्रौर राजवाहन 
की बातचीत से; वह बिल्कुल बीच में से शुरु हो जाती है श्रौर लगता है कि 
दण्डी ने कथा को भ्रचानक हो शुरू कर दिया था । लेकिन जहां तक राजवाहन 
झौर अवंतिसुन्दरी की कथा है, वह तो पृर्बपीठिका में बहुत ही भ्रच्छी तरह 
निबाही गई है। केवल उन दोनों नायक-नायिका की बातचीत के क्रम में गड़बड़ 
है। प्रतः हम यही कह सकते हैं कि श्रंभी कुछ स्पष्ट नहीं। कभी-कभी कोई 
लेखक पुरी रचना लिख जाता है, परन्तु बाद के 'हाथ” उसमें न जाने क्या-क्या 


भूमिका हे 


जोड़ जाते हैं, कभी वह भ्रधूरी रचना छोड़ देता है तो उसे पूरा भी कर डालते 
हैं । मेरा श्रपना विचार यही है कि दण्डी ने दक्षकुमारों की कथा की एक रूप- 
रेखा भ्रवश्य बनाई थी । कुछ हिस्से वह पूरे लिख गया था, कुछ में लोगों ने 
क्षेपक जोड़कर गड़बड़ कर दी। शिवराम पण्डित की “भूषण, कवीन्द्राचायें 
पंडित की 'पदचंद्विका' और भानुचंद्र की 'लघुदीपिका' नामक टीकाओं में पुर्व॑- 
पीठिका और उत्तरपीठिका (उपसंहार) की टीका नहीं है । परंतु वे सब हैं 
'दशकुमारचरित' की टीकाएं ही । भ्रौर पूर्वपीठिका को मिलाए बिना दशकुमार 
होते ही नहीं । इससे समस्या सुलभती नहीं उलभती ही है। इन तथ्यों से भी 
दशकुमारचरित की तिथि पर प्रकाश नहीं पड़ता । काव्यादर्श की सहायता से 
लोग दण्डी का समय सातवीं सदी से कुछ पहले मानते हैं; यद्यपि यह भी भ्रभी 
प्रामारिक रूप से माना नहीं जा सकता । 


अंतस्साक्ष्य को देखने पर दण्डी के-जीवन-चरित्र के बारे में कुछ भी प्रामा- 
णिक नहीं मिलता । किवदंतियां तो श्रननेक हैं किन्तु उनमें व्याजस्तुतियां हैं, 
झौर तथ्य नहीं के बराबर ही हैं । उनका विवरण देकर हमें लाभ नहीं होगा । 
हमारे लिए अधिक लाभदायक है मूल ग्रन्थ को देखना । | 


(१) दशकुमारचरित में यथार्थवाद अपनी अभिव्यक्ति में बहुत ही निर्मम 
बनकर उतरा है | इसमें जुश्ना, चोरी शौर व्यभिचार, चालबाज़ियां, हत्या और 
बेईमानी इत्यादि सब ही मिलते हैं । 


(२) दशकुमारचरित में प्रेम का वर्णन बहुत है । कितु इसमें हमें हर जगह 
प्रेम 'कामार्नि का भड़कना' और संभोग का ही रूपांतर-सा दिखाई देता है । 

महाभा रत में भी प्रेम को ऐसी नर-नारी की वासना के रूप में ही हम 
देखते हैं, जब कि कालिदास में हम प्रेम को इसी शारीरिक बंधन में नहीं देखते, 
बरन्‌ उनमें एक सूक्ष्मता भी है | दशकुमारचरित में प्रेम सुरतमात्र है और कुछ 
नहीं । यह उस समाज का चित्र है जिसमें--- 

(श्र) वेश्या का समाज में 'गरिका' के रूप में भ्रादर था। 

(श्रा) पतिब्रत की महिमा थी, परंतु कन्याएं छिपकर प्रेमियों से चैन से 
संभोग कसनमे में बुराई नहीं समझती भी । 


दशकुमारचरित 


+-६५% 
न) 


(इ) परस्त्रीगमन बुरा ज़रूर समझा जाता थां, परंतु चलता था और काम 
देता था । उसके बारे में लोग सभ्य समाज में सुना भी देते थे, उसे श्रन्य कारणों 
से क्षम्य भी माना जाता था । 

(ई) बहुपत्नी-परथा थी और सामंत (दारुवर्मा) खुले आम विवाह के 
पहले ही स्त्री को संभोग करने को ले जाता था (वालचंद्रिका) । 

(उ) स्त्रियां इतनी मुखर थीं कि प्रेमी से मंह पर कहती थीं कि “मुझसे 
संभोग करके मेरो कामपीड़ा मिटा । क्‍ 

(ऊ) चोरी, डकती और हर तरह का बुरा काम किया जाता था और 
कार्यसिद्धि के लिए जायज था । द 

(ए) राक्षस, अप्सरा, यक्ष श्रादि पर काफी विश्वास किया जाता था । 
सिद्ध लोगों की बहुत चर्चा थी और जनता और सामनन्‍्त दोनों ही घोर अंध- 
विश्वासी थे और चाहे जैसे धर्म के नाम पर उन्हें बहकाया जा सकता था । 
(दो कथाओं में राजागों का कत्ल करके दूसरे ही दो श्रादमी श्रा जाते हैं कि 
शकल बदल गई; चमड़े की भाथी धन देती है; एक आदमी देवी का प्रतिनिधि 
बन जाता है ।) 

(ऐ) देवता कहीं नहीं दिखते, पर उनकी आड़ काफी ली जाती है । 

(ओशो) चोरी और जुए का काफी प्रचार विलता है। 

(३) दशकुमारचरित में स्पष्ट लिखा है कि चाणक्य की नीति उस समय 
काफी प्रभाव रखती थी। महाभारत तक हमें ब्राह्मण 'अबध्य” मिलता है, परतु 
यहां चाणक्य का हवाला दिया गया हूँ कि उससे चंद्रगरुप्तमौर्थ के समय में ही 
वैश्य वणिक को अबध्य' करार दे दिया था और इस कथा को लिखने के 
समय उसी कानून का उल्लेख किया गया है। 

अब हमें इन बातों का विवेचन करना आवश्यक है। (१) यह बात प्रकट 
करती है कि चंद्रग्रप्तमोयं के बाद उस समय दशकुमारचरित लिखा गया जब 
उसके समय के नियम समाज में और राज्य में माने जाते थे। वरिषक उस समय 
भी सशक्त थे और समुद्री व्यापार भी करते थे । यदि यह माना जाए तब तो 
इसका समय छठो शी से पहले का होना ही चाहिए, क्योंकि छठी शती में 
भारतीय व्यापार समुद्र में ढलाव पर था। उसका विकास-काल जैन कथाओं के 


भूमिका 2 
आसपास है, जो लगभग ईसवी सदी पहली से चौथी तक का समय है । पांचवीं- 
छठी सदी में समुद्र-व्यापार ईरानी और श्ररबों के हाथों में था । 

(२) यह बात प्रकट करती है कि जब प्रेम संभोग का ही रूप माना गया 
है, तब वह कालिदास से पहले की रचना होनी चाहिए । 

शेष बातों को देखकर हमें संस्क्रत साहित्य में दशकुमारचरित से तुलनीय 
'मुच्छकटिक” नामक शुद्रक रचित नाटक का वतंमान रूप मिलता है। उसमें 
भी हम वही नग्न यथार्थ देखते हें जो दशकुमारचरित में मिलता है। यदि 
बाणभट्ट की 'कादम्बरी' की दशकुमारचरित से तुलना की जाए तो वह एक ऐसे 
समाज का चित्र खींचती है जिसमें न इतना नग्न यथार्थ है, न ऐसी कुत्सा ही 
है । यह स्पष्ट करता है कि ये दोनों रचनाएं एक ही युग की नहीं हैं । 

साहित्य में युग होते हैं । एक युग की रचनाश्रों में प्रायः एक न एक समा- 
नता मिलती है; प्राय: शैली में या विषयवस्तु में । इस दृष्टि से विषयवस्तु 
में दशकुमारचरित मृच्छकटिक के वर्तमान रूप से अधिक निकट है । ग्रणादय 
को बृहत्कथा और दशकुमारचरित के मूलस्नोत सम्भवतः एक ही हैं और दश- 
: कुमारचरित काफी पुरानी रचना है । उसे हम संस्क्ृत साहित्य के उस युग में 

रख सकते हैं जबं--- | 

(१) ब्राह्मण को पूज्य माना जाकर भी उससे उपहास किया जाता था । 

(२) देवताओं पर चोट की जाती थी । द 

(३) प्रचलित रूढ़ियों का कर्रा मज़ाक उड़ाया जाता था । 

(४) बोद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों का नैतिक स्तर अच्छा नहीं रहा था । 

(५) जन पाखंडी कहलाने लगे थे। . ु 

(६) कापालिकों के भी दशन होते थे, भौर उनका समाज में सम्मान था। 
(विश्वुत कथा में ऐसा ही है) क्‍ 

प्राय: यही बातें हमें मच्छकटिक के वर्तमान रूप में भी विषयांतर से मिल. 
जाती हैं। ये कालिदास में नहीं हैं, भारवि में नहीं हैं, भास में नहीं हें और 
भट्टि में भी नहीं हैँ । किन्तु शृद्रक में हैं । क्‍ 

इस दृष्टि से देखने पर लगता है कि यदि साहित्य में युग होते हैं (प्रौर 
वे होते ही हैं) तो दश्षकुमारचरित भास के बाद भ्लौर कालिदास के पहले की 


/9 दशकुमारचरित 


रचना है | इसमें विशेषता यह है कि लेखक के रचनाकाल में भारत में कोई भी 
सावंभोम सम्राट्‌ नहीं मालूम देता। ज॑से शूद्रक एक सावेभौम सम्राट की 
कल्पना का आनन्द लेता है, वे ही इसमें भी राजनतिक उपदेश यह है कि एक 
ही सम्राट्‌ बनता है श्रौर सब उससे प्रेम से निर्वाह करते हैं और सारी पृथ्वी 
का भोग करते हैं । पृथ्वी का तात्पयं केवल भारत भूमि से लगाया जाता है । 
मृच्छकटिक से इस कथा की दूसरों समानता है कि इसमें भी पाटलिपूुत्र से 
उज्जयिनी का अधिक महत्व दिखाई देता है । कितु भेद यह है कि मृच्छकटिक 
में उज्जयिनी को केन्द्र बनाकर कल्पना की गई है, जब कि इसमें मगध को केन्द्र 
बनाने की कल्पना है। इसका कारण भी हमें याद रखना चाहिए कि मृच्छ- 
कटिक की मूल कथा अपने वर्तमान रूप से पुराने युग की थी, श्रौर इसपर हम 
भ्पने मच्छकटिक के अ्ननुवाद की भूमिका में विस्तार से विवेचन कर चुके हैं । 

मुझे तो यही लगता है कि दशकुमारचरित का लेश्नक दण्डी दूसरा व्यक्ति 
था और काव्यादर्श का लेखक दण्डी कोई श्रौर ही था। जिस प्रकार विभिन्‍न 
कालिदासों को इतिहास ने मिलाकर एक कर दिया है, उसी प्रकार दण्डी भी 
मिला दिए गए हैं। इन दो व्यक्तियों को मिलाना काफी बड़ी खाई को इच्छा- 
नुसार पाट देने का प्रयत्न है। हम यही कह सकते हैं कि जिस समय मृच्छ- 
कटिक का बंतेमान रूप प्रस्तुत हुआ था, उसी समय के लगभग दश्षकुमारचरित 
का मूलरूप प्रस्तुत हुआ होगा । 


र्‌ 

कथा की दृष्टि से दशकुमारचरित बहुत ही रोचक है । इसमें प्रकाल, अरा- 
जकता आदि के बहुत ही सजीव चित्रण हुए हैं। प्रकृति का वर्णन बहुत ही 
सुन्दर हुआ है । यौवन और रूप के तो गजब के वर्णन हैं। इनमें यहां तक 
कमाल है कि युद्ध-वर्णन में शस्त्रों की कंकरार तक सुनाई देती है। कितु चरित्र- 
चित्रण के दृष्टिकोण से इसमें कमी यह है कि प्रत्येक कथा का कुमार एकदम 
सबपर छा जाता है और सब कुछ उसीकी योजना झ्ौौर तरकीबों के हिसाब 
से हो जाता है । इसकी नायिकाश्रों में सब ही कामप्रिया हैं और प्राय: सब ही 
नायक बड़े भारी भोगकर्ता हैं। परंतु इसमें एक विचित्रता यह है कि इसके 
घूर्त नायकों की हरकतें नक्शा-सा खींचती चली जाती हैं। इस दृष्टि से इसका 


भूमिका !५ 


चरित्र-चित्रण यद्यपि अपने विशेष ढंग का है, फिर भी वह महत्वपूर्ण है । 


कथा-प्रवाह चलता है और उसमें भ्रन्तकंथाएं भी श्रन्तर्भुक्त की गई हैं । 
इसमें न केवल समाज के निम्नवर्गे का चित्रण है, वरन्‌ हमें समस्त सामंतीय 
जीवन अपने काफी विस्तार के साथ दिखाई दे जाता है। राजा, श्रच्छा राजा, 
'बुरा राजा, चापलूस, चोर, सिपाही, गणिका, अंघविश्वासी, धूते, जुश्नारी, 
'संपेरा, मांत्रिक, सिद्ध, वेश्य, शूद्र, गरीब, श्रमीर, विलासी, जादूगर, युद्ध नाश, 
अकाल, जासूस, श्रराजकता और ऐसे ही अनेक लोग श्रोर दृश्य दिखाई देते 
हैं। इन सबका यथार्थ चित्रण हुआ है। इसको पढ़कर पता चलता है कि उस 
'समय का श्रादमी बड़ा “उस्ताद! होता था और प्राचीन भारत में सब कुछ 
अच्छा ही अच्छा नहीं था, वरन्‌ यहां काफी बुराइयां थीं। संस्कृत के आचार्यों 
ने ऐसे ग्रंथ को इतना महान्‌ कहा, यह बताता है कि उस समय बुराइयों की 
पोल खोलने पर श्षास्त्रीय ढंग से प्रतिबंध नहीं थे । नाटक में अवश्य कुत्सित 
दृश्य नहीं दिखाए जाते थे क्योंकि उसमें दशंक के मन पर सीधे ही बुरा प्रभाव 
पड़ता था, कितु श्रव्यकाव्य में ऐसी कोई रोक-टोक नहीं थी । परवर्ती काल में 
“इस यथार्थ पर रोक-टोक लगाई गई थी जो दूसरे दण्डी के काव्यादहें से प्रकट 
होता है । परवर्ती काव्यों में हमें सामतों के जीवन पर ऐसा गहरा प्रहार नहीं 
मिलता ज॑सा यहां है। प्राचीन समय में राजा आवश्यक होता था, क्‍योंकि 
प्रराजकता बहुत भयानक वस्तु थी, कितु सामंत का व्यक्तिगत जीवन जनता के 
लिए विशेष महत्व नहीं रखता था । ऐय्याशी श्रौर लड़ाई, सामंतों के यही दो 
'काम थे शौर इसीलिए दशकुमारचरित के लेखक ने मिल-जुलकर राज करने 
'का उपदेश दिया है, जिसमें केन्द्रीय सम्राट किसी भी राज्य पर ज़ोर-जबर नहीं 
'करता । चातुबेण्य की उचित मर्यादा को पाला जाए यह भी लेखक का एक 
स्वप्न है । 


सबसे बड़ी बात इस ग्रंथ में है इसका मज़ाक । बड़ी ही चुभीली चोढें की 
“गई हैं श्ौर मज़ाक-मज़ाक में ही लेखक बड़े-बड़ों को नहीं छोड़ता । प्रायः हर 
कुमार जिस तरकीब से काम लेता है, उसमें हंसी अवश्य भ्राती है, चाहे वह 
'जुगुप्सा ही क्‍यों न पैदा करे । चंद्रसेना को ऐसा भ्रंजन मिलने को होता है कि 
वह बंदरिया नज़र झ्राए और नतीजा होता है कि अंजन देने वाला ही समुद्र में 


(5 दशकुमारचरित 


बहता दीखता है । धूमिनी की कथा में व्यभिचार हंसी तक ला देता है। ऐसे 
ही निम्बव॒ती और नितंबवती को कथाएं भी हमें मुस्कराता छोड़ जाती हैं । 
काममंजरी और अपहा रवर्मा तो बहुत ही खूब बन पड़े हैं । 

यद्यपि दण्डी ने कहीं भी किसी बात को दुहराया नहीं है, कितु क्‍योंकि अंत 
में हर कुमार को एक राज्य मिल जाता है, इसलिए यह 'टेक' जरा आगे चलकर 
उबा देती है; क्‍योंकि ज्योंही तरकीबें शुरू हुईं कि हमें पहले से ही श्रंत का 
अ्रनुमात होने लगता है। एकाध स्थल पर तो घटनाओं की योजना बताई गई है. 
श्ौर उन्हें होते हुए भी नहीं दिखाया गया। बस यही कह डाला गया है कि सब 
इसी प्रकार हो गया । यह कथात्मकता में रोचकता को घटाने वाली बात है + 
. अतिरिक्त इसके कि दण्डी ने मानव मन को परिस्थितियों के वंविध्य में 
सफलता से चित्रित किया है, यह भी प्रकट होता है कि वह न केवल एक बड़ा 
भारी भाषा का पंडित था, वरन्‌ यह भी स्पष्ट होता है कि उसे जानकारी बहुत 
थी । वह राजनीति को तो बहुत ही अश्रच्छी तरह समभने वाला था। विश्वुत 
की कथा, जो शायद उसने पूर्ण नहीं की है, उसके पहले हिस्से में राज्य का 
इतना अ्रच्छा वर्णन है कि देखते ही बनता है। उसके चित्रण आंखों देखे के-से 
होते हैं । 

हो सकता है, काल के गाल से यदि पुराने ग्रन्थ बच पाते तो हमें पता चलता 
क्रि संस्कृत साहित्य में यथाथंवाद की ये जड़ें कितनी गहरी उतर गई थीं और 
कब इसका. निराकरण प्रारम्भ हुआ, कितु दुर्भाग्य से पुस्तक ही नहीं मिलतीं 
जो इसपर . पूर्णरूप से. प्रकाश डाल सरके। हम यही कह सकते हैं कि दश- 
कुमारचरित एक युग की समस्त चेतना का प्रतीक है श्रौर जब यह लिखी गई 
होगी तब इसने काफी हलचल मचा दी होगी । समस्त ग्रन्थ को पढ़कर यही 
लगता है कि लेखक की सहानुभूति किसी भी पात्र से नहीं है, वह निष्पक्ष है 
उसमें वह लगन नहीं, जो कालिदास को दुष्यंत और वाल्मीकि को राम से थी। 
उसकी बला से उसका पात्र भला है या बुरा, वह तो ऐसे सुना जाता है जैसे 
इस सबसे उसे कोई सम्बन्ध ही नहीं । 


३ क्‍ 
 झंत में में अपने भ्रनुवाद के विषय में भी कुछ स्पष्ट कर दूं । अनुवाद भौर 


भूमिका... /७ 


वह भी संस्कृत गद्य के ग्रन्थ का, वास्तव में बहुत ही कठिन काय॑ हैं। क्योंकि 
संस्क्रृत का गद्य प्रायः काव्य जैसा ही होता है । उसमें अ्नुप्रास तो इतने होते हैं. 
कि उन्हें हिन्दी में लाया ही नहींजा सकता । फिर भी किसी भी ग्रन्थ का प्राण 
केवल उसके बाह्य कलेवर में नहीं हुआ करता, उसके प्रतिपाद्य में होता है । 
वह प्रतिपाद्य किसी भी भाषा में प्रयत्न करके प्रस्तुत किया जा सकता है । मैंने 
इसीको अपने सामने लक्ष्य बनाकर इसका अनुवाद करने का साहस किया है । 

दह्वकुमारच रित के हिन्दी में और भी अनुवाद हुए हैं । 

पं० निरंजनदेव विद्यालंकार ने दशकुमारचरित का हिन्दी में अनुवाद किया 
है । कितु उसमें मूल के प्रति इतना जोर नहीं है, जितना श्रपनी व्याख्यात्मकता 
का जोर है । अपने ग्रन्थ के पृ० ३८२ पर वे लिखते हैं, “मेंने उस शिकारी की: 
यह बात सुनकर उसके कान में बहुत धीरे से कहा--सुनो, तुम्हें मालूम है, 
असलियत क्या है ? वास्तविक बात यह है कि मिन्रवर्मा बड़ा चालाक है । वह 
धूत॑ इस लड़की का अच्छी जगह सम्बन्ध करके इसकी मां के जी में जगह बना 
लेना चाहता है। उसका विश्वास पाकर. फिर उसीके मुंह से यह जान लेना 
चाहता है कि अपना लड़का उसने कहां भेज दिया है ।****** 


इस प्रकार काफी समझाकर अन्त में विश्रुत (बोलने वाला पात्र) कहता 
है, (प० ३८४) “इधर तो यह काम हो रहा होगा, इधर में श्ौर यह .बालक, 
हम दोनों अधोरी साधु का वेष बनाकर भीख मांगते हुए रानी के दरवाज़े:पर 
पहुंचेंगे ।” फिर पृष्ठ ३८५ पर विश्रुत भीख लेकर कहता है, “इसके उपरांत 
भीख लेकर मैंने धीरे से नालीजंघ को- बुलाया | नालीजंघ मेरे पीछे-पीछे श्रा 


ग्रब इसको देखा जाए तो कुछ का कुछ श्रर्थ निकाला गया है। कथा में 
नालीजंघ एक बूढ़ा है, जो बालक रांजकुमार को बचाकर वन में ले श्राया है । 
यहां विश्वुत मिलता है, जिसे नालीजंघ सारा किस्सा सुनाता है। इस बीच एक 
किरात श्राता है ('किरात” एक जातिविशेष का शिकारी होश ब, भ!)३. दे 
किरात से बातों में पता चलता है कि मंजुबादिनी का ब्याह हेसुभसे बन पाया 
पर पं० निरंजनदेव कहते हैं कि “मैंने (विश्रुत ने) उस शिका किया है, यद्यपि 
सुनकर उसके कान में धीरे से कहा ******इत्यादि । ग॑ में म भी होता 


रथ दशकुमारचरित 


सोचने की बात है कि विश्रुत एक अनजान शिकारी से एकदम क्‍यों ऐसी 
गुप्त बात कहेगा ? और नालीजंघ श्रौर बालक के अश्रतिरिक्त वहां कोई है नहीं, 
तो फिर कान में कहने की जरूरत ही क्या है ? 

मूल संस्कृत में है-- 

“ग्थ कर्णेजीणंमब्रवम्‌ 

भ्रर्थात्‌ कान में बूढ़े से (नालीजंघ से ) कहा--यह ठीक है, क्योंकि नालीजंघ 
ने किस्सा सुनाया है, श्रौर क्षिकारी के मुंह से खबर सुनकर, शिकारी क्योंकि 
बाहरी श्रादमी है, वह बूढ़े के कान में कहता है । 

जीर्ण का अर्थ है जजर यानी बूढ़ा। शिकारी किस तरह जीणं हो गया । 
फिर आगे जो नालीजंघ को बुलाने का स्थल है। वहां मूल है --- 

लब्धर्भक्ष्य: नाली जंघमाकाय्ये निर्गमेम्य ततश्च त॑ चानुयान्तं शनरपुच्छम” 

भ्रर्थात्‌ भिक्षा प्राप्त कर, नालीजंघ को साथ लेकर चल पड़ा श्रौर कुछ 
आगे जाकर मेंने धीरे-धीरे पुछा'***** 

यदि नालीजंघ यहां पहले से न होता तो वह बुला कहां से लिया जाता ? 
यदि शिकारी भेजा जाता तो बिना किसी निशानी के रानी तक पहुंचता कैसे ? 
रानी उसकी बात मान कैसे जाती ? पूछती--नालीजंघ कहां है ? तो वह क्‍या 
कहता ? एक नये श्रादमी को रहस्य की बात करते देख वह उसे शत्रुपक्ष का 
गुप्तवर क्‍यों न समझ लेती ”? और फिर नालीजंघ जंगल से गायब होकर 
सीधा फिर महल में मिलता है । 

 ख्वाद में उन्होंने मंगलाचरण में वामनावतार विष्णु के चरणुदण्ड 


को /ड कहा है। स्पष्ट ही “त्रिविक्रम' वामन का ही नाम है। 
त्रि ( चरण फेलाया था उसीकी संस्कृत साहित्य में महिमा 
जप “4 के चरणदण्ड की ऐसी महिमा परंपरा-विरुद्ध है। फिर 


ह “ इंगित करने वाला कोई शब्द भो नहीं । पंडित जी ने अपने 

४2 8 उसे द्भि' भ्रादि शब्द का भी प्रयोग किया है जो पाठकों को भ्रम में 
क्या दण्डिनू के समय में भी ऐसे दूरी नापने के हिसाब थे । 

की न बड़ी दूर हिमालय पर्वत से, जहां शंकर भगवान नृत्य करते 
अंत में में गे साल के पेड़ की लंबी-लंबी जठाएं मंगाते हैं । मूल में है--- 


मूमिका ?६ 


“शंकर नृत्यरंग देश जातस्य जरत्सालस्य स्कघर घ्रान्तजंटाजालं निष्कृष्य तेन 
जटिलतां गत: ।” शंकर के तांडव का स्थान दक्षिण देश है या श्मशान ? यहां 
इमशान से तात्पयं है। पता नहीं हिमालय से पेड़ की जटाएं वहां दक्षिण भारत 
में इतनी जल्दी कौन ले श्राया ? और यह मतलब पंडितजी ने कैसे निकाल 
लिया ? 

मेंने दूसरा श्रनुवाद श्री रामतेजशास्त्री और श्री केदारनाथ शर्मा कृत देखा 
है । इसमें श्र भी स्पष्ट नहीं होता । व्याकरण की भी भाषा में भूलें हैं । 
उत्तरपीठिका-प्रथमोच्छुवास में दर्पंसार भ्रपनी ही बहन श्रवंतिसुन्दरी से विवाह 
करना चाहता है (प० १४५), जब कि दपंसार की जगह वीरशेखर होना 
चाहिए था। क्षपणक विहार (जन विहार) को बौद्ध विहार (प० १७८) कहा 
गया है । 

अपना समय बचाकर कहूं कि दोनों अनुवाद श्रभी प्रामाणिक नहीं हैं । 
आगे के संस्करणों में विद्वान लेखकों को परिमार्जन कर लेना चाहिए। भूल- 
चूक तो हो ही जाती हैं । 

अपने अनुवाद के विषय में में यही कहूंगा कि यह भी कोई उत्कृष्ट रचना 
नहीं है। संस्कृत भाषा में समास-प्रधानता है, जो एक बड़ी संगीतात्मक गठन 
पंदा करती है। यदि उसका अनुवाद उसी रूप में किया जाए और वह किया 
भी जा सकता है, जसे पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी 'बाणभद्ट की आत्म- 
कथा” लिखी है, परन्तु हिंदी के लिए वह बड़ी ही कृत्रिम शली-सी लगती है 
और उसमें सरलता भी नहीं आती ; इसीलिए मैंने सरलता पर ज़ोर दिया है। 
जहां तक हो सका है मूल के निकट रहा हूं परन्तु हिन्दी का मुहाविरा पकड़ने 
की मेंने भ्रधिक चेष्टा की है, क्योंकि मूलग्रन्थ भी सरल भाषा में लिखा गया 
है, ताकि लोगों की समभ में झ्ासानी से ञ्रा सके । 


उत्तरपीठिका में सातवें उच्छवास में मंत्रग़ुप्त भ्रपनी कहानी सुनाता है । 
दण्डिन्‌ ने उसमें झ्रोष्ठदय वर्णों का प्रयोग नहीं किया है। प, फ, ब, भ मिलेंगे 
ही नहीं । मेंने भी भ्रपने अनुवाद में इस कार्य पर, जहां तक मुभसे बन पाया 
है, ध्यान रखा है श्र इन वर्णों का प्रयोग उसके बयान में नहीं किया है, यद्यपि 
हिंदी को गढ़न में यह बहुत ही कष्टदायक कार्य रहा है । पवर्ग में म भी होता 


२० दशकुमारचरित 


है, उसे भी होंठ मिलाए बिना नहीं बोल सकते । परन्तु मूल में 'चाहं (चाहम), 
निर्देयं (निर्देयम्‌ ), चेयं (चेयम्‌ ), जातम्‌, इत्यादि म के श्रनेक प्रयोग हैं, भरत: 
म को मेने भी प्रयुक्त किया है । 

महाकवि दण्डी की श्रममोल कृति दशकुमारचरित जहां एक ओ्रोर श्रपने 
साथ इतिहास के एक पट को लाकर खोल देती है, वहीं हमें साहित्य-स्रष्टा के 
उस मन को भी दिखाती है, जिसने “उदात्त' की परम्परा को अपनी 'इति' न 
मानकर, समाज की गहराइयों में उतरने की चेष्टा की थी । दण्डी के पात्रों का 
चातुर्य देखने पर वे “वचित्र्य! की कोटि में आते हैं, परन्तु जहां तक उनके मन 
का सवाल है, वे साधारण हैं और उनमें यदि कोई विक्ृति भी है तो उनकी 
पृष्ठभूमि में शास्त्र की मर्यादा को खड़ा करके, दोष व्यक्ति से हटाकर समाज. 
झौर शास्त्र पर डाल दिया गया है। इसीलिए यह ग्रन्थ संस्क्रत साहित्य में 
अपना सानी नहीं रखता क्‍योंकि इसमें उस युग का मनुष्य बड़े ही उषड़े रूप में 
हमारे सामने आता है और हम उसे बिल्कुल हाड़-मांस का बना हुआ ही 
देखते हैं । ः 
--रॉंगेय राघव 


प्रव॑पोठिका 


““-मंगलाच रण---- 


ब्रह्माण्ड-छत्र का दण्ड, अरे वह 

ब्रह्मा के उस भवन-कमल का नालदण्ड, 
पृथ्वीतीका का कूपदण्ड, भरती 

नभगंगा की पट्टी का केतुदण्ड 
वह त्रिभुवन-जय का स्तम्भदण्ड, देवता और 

विद्वत्‌-रिपुश्रों का कालदण्ड, 
कल्याण करे वह ज्योतिचक्र का श्रक्षदण्ड, 

वामन का सुखमय चरणादण्ड !' 


१ यह वामनावतार विष्ण के चरणदरण्ड की स्तुति है। वह चरण आकाश में बढ़ 
गया था और उसने श्रंडकटाह को मेंद दिया था । वामन का यह रूप त्रिविक्रम कहलाता 
है। बढ़ा हुआ चरण ब्रह्मांड रूपी छत्र का डंडा बन गया था। ब्रह्मा विध्णु की नाभि 
से निकले कमल पर रहते हैं। कपदण्ड पुराने ज़माने में पाल में लगा डंडा होता था । 
हवा में पाल उतार देने पर वही सहारा देता था । एक गंगा धरती पर बहती है, और 
एक गंगा आकाश में भी मानी गईं है। त्रिविक्रम के पांव ने तीनों लोकों को जीत 
लिया था । 

ज्योतिचक्र सम्पूण सत्ता का चक्र माना जाता था। उसकी धुरी का डंडा ही अक्ष- 
दण्ड कहलाता था । 


पहला उच्छवास 


दसों कुमारों के जन्म तथा एक जगह एकत्र होकर शिक्षा प्राप्त करना 


मगधराज राजहंस का वर्णन 

संसार के सारे नगरों के वैभव की कसौटी, समुद्र के रत्नों को अपने हाटों 
में भरे हुए, मगध देश की राजधानी पुष्पपुरी है। उसमें पहले कभी राजहंस 
नामक राजा राज्य करता था। उसके भुजदण्ड ऐसे प्रचण्ड थे मानो वह भयंकर 
समुद्रों को भी मथकर मन्दराचल की भांति विक्षुब्ध कर सकता था। शरद- 
ऋतु का चंद्रमा, माघ मास के फूल, कपूर, हिम, मोती माला, मृणाल, ऐरावत 
हाथी, जल, दुग्ध, शिव का अट्टहास, कलास पव॑त आदि श्वेत वस्तुओं की भांति 
सवंत्र उसका धवल यश फैला हुग्ना था। उसने निरन्तर यज्ञ और दक्षिणाञ्रों 
द्वारा आचारवान विद्वान ब्राह्मणों की रक्षा की | मध्याह्न के प्रचण्ड मातेण्ड- 
सा उसका प्रताप था । रूप में वह कामदेव को भी नीचा दिखाता था। उस. 
राजा की रानी का नाम वसुमति था। वसुमति पृथ्वी भी कहलाती है। इस 
प्रकार वह राजा दोनों वसुमतियों का भोंग करता था । 


रानी क्युमति का वर्णान 

रानी वसुमति को देखकर लगता था कि शिव के तीसरे नेत्र के खुलने से 
जब कामदेव भस्म हुआ, उसकी सेना भयभीत होकर इस स्त्री के अंगों में छिप 
गई । भौरे बालों में, चंद्रमा मुख में, जयध्वज मत्स्य भ्रांखों में, मलयानिल 
मुखवायु में, तथा प्रवाल होंठों में छिप गए । विजय शंख ग्रीवा में दिखने लगा। 
पूर्णकुम्भ कुचों में, धनुष की डोरियां भुजाओों में, कुछ खिला-सा लाल कमल 
भंवरदार नाभि में, जैत्ररथ जघन में, जयस्तंभ उरु युगल में, छत्रकमल चरणों 
में जा समाए। यों वह भ्रद्वितीय थी । 

दोनों आनन्द से रहते थे । 


२9 दशकुमार चरित 


मन्त्रियों का वर्णन 

राजहंस के परम आज्ञाकारी तीन कुलपरंपरा से झ्राए मंत्री थे । वे बृहस्पति 
को भी कुछ नहीं समभते थे । उनमें से सितवर्मा के सुमति और सत्यवर्मा नामक 
पुत्र थे। धर्पाल के सुमंत्र, सुमित्र और कामपाल तथा तीसरे मंत्री पदुमोद्भव 
के सुश्नुत और रत्नोदुभव नामक पुत्र हुए थे। इन पुत्रों में से धर्म में लगा 
सत्यवर्मा तो संसार को श्रसार देखकर तीर्थयात्रा करने देशांतर चला गया । 
कामपाल विटों, नठों श्रोर वेश्याओं के सपक में श्राकर उद्ण्ड और भाइयों तथा 
बाप की न सुनता हुआ आवारा हो. गया। रत्नोदभव वाणिज्य करने समुद्र 
में आर-पार आाने-जाने लगा। बाकी पुत्र ज॑से पिता थे, वैसे ही उनकी भांति 
ही काम में लग गए । 


राजहुंस का युद्ध 

ऐसे ही समय में राजहुंस मगधराज मालवराज मानसार की विजयों की 
कथाएं सुनने लगा। मानसार बड़ा अ्रहंका री हो गया था । राजहुंस क्रद्द होकर 
सगुद्रों के गंभी र गर्जेनों को दबाने वाले भेरी नाद को प्रतिध्चनित करता, भयभीत 
दिग्गजों को आंतकित करता, हाथी, घोड़े, पैदल और आयुधों से सजी सेना लेकर 
शेषनाग के फनों को व्याकुल करता हुआ, मालवेश्वर पर आक्रमण करने चल पड़ा । 
मानसार भी अपने हाथी ले आया । तुमुल संग्राम शुरू हो गया । रथ के पहियों 
और घोड़ों की टापों से धूलि पिस गई । हाथियों की भरती मदधारा में सन- 
कर धूलि पति ओर नयी वधू के बीच के पर्दे की तरह फैल गई । युद्ध के नाद 
से दिशाएं बधिर हो गईं । शस्त्रों पर शस्त्र और हाथों से हाथ टकराने लगे । 
सारी सेना को नष्ट करके राजहंस ने मानसार को ज़िन्दा ही पकड़ लिया, परंतु 
फिर उसे उसका राज्य लौटा दिया । और मगध लौटकर संपूर्ण प्रथ्वी पर शासन 
करने लगा । कितु उसके पुत्र नहीं था। इसलिए वह नारायण की आराधना 
करने लगा । 
रानी का यत्र धारण करना 


एक दिन रानी वसुमति ने स्वप्न में ब्राह्म मुह॒तं में सुना जैसे कोई कह रहा 
था--हे देवि / तुम राजा से कल्पवृक्ष का फल प्राप्त करो । 


पहला उच्छूवास २५ 


झौर तब उसे गर्भ भा गया । इन्द्र जसे वेभव से राजहंस ने मित्र राजाग्रों 
को बुलाकर रानी का सीमंतोत्सव किया । 

तदनंतर, एक बार जब ग्रुणी मगधराज राजहंस अपने शुभेच्छुक मित्र, 
मंत्रियों भ्ौर पुरोहितों से घिरा सभा में बंठा था, द्वारपाल ने आकर प्रणाम 
करके कहा : हे देव ! श्रापके दर्शनार्थ कोई पृज्य संन्‍्यासी द्वार पर उपस्थित 
है ।' ु 

आज्ञा पाकर द्वारपाल उस संनन्‍्यासी को राजा के सामने ले आया। राजा 
समभ गया कि कोई ग्रुप्तचर आया है। उसने एकांत करवा दिया। मंत्रियों के 
साथ रह गया । संन्यासी झ्ाया तो सबने प्रणाम किया । राजा ने हंसकर कहा : 
है तापस ! इस कपट वेश में भ्रमण करते हुए आपने कोई नई बात देखी हो 
तो बताएं ।' 


संन्‍्यासी गुप्तचर का खबर देना 

बड़ा घुमक्कड़ संन्‍्यासी बोला : देव ! आझ्रापकी आज्ञा से जो वेश भ्रपनाया 
है वह बड़ा श्रशंकनीय है । में मालवराज के नगर में गया था। वहां छिपकर 
सारी खबर ले आया हूं। मानसार हार की ग्लानि से म्लान होकर इतना खिन्‍न 
हो गया कि अंत में वह शारीरिक कष्ट सहकर महाकाल' निवासी महेश्वर की 
झाराधना में जुट गया । उसके तप से प्रसन्‍न होकर शिव ने उसे मुख्य शत्रुवीर 
को मारने वाली भयंकर गदा दी है। श्रब वह अपने को प्रद्वितीय योद्धा मानता 
हुआ युद्ध का उद्योग कर रहा है। भ्रब आप भविष्य की चिता करें। 

मंत्रियों ने विचार करके एकमत होकर राजा से कहा : देव ! शत्रु ने 
निरुपाय होकर देवता की सहायता ली है भोर लड़ने झा रहा है । हमारा इस 
समय युद्ध करना ठीक नहीं होगा । दुगें में श्राश्रय लेना ही ठीक लगता है ।' 


राजहंस का युद्ध करना 

परन्तु राजहूंस नहीं माना । उसका गवे अझखवे था। लड़ने को उठ खड़ा 
हुआ । मानसार भी सेना संचालन करता रुद्रगदा से सज्जित होकर, सहज ही 
मगध में घुस आया । मागध मंत्रियों ने राजा राजहंस को किसी तरह समभा- 


न निरनन » पनिननन “ पनतना जनक नन नकल न नल जनधन न पननिभ-शििननन न न न नि "न ननिनन नाना न लिलियिनी किन य“ननननननन " नमननममनप९5>मन+म«»+-५+ पान सनक. 


१. उज्येत का महाकाल मंदिर 


२३ ; दशकुमारचरित 


बुझाकर अंतःपुर की रानियों को मुख्यसेना की रक्षा में शत्रुश्रों से श्रगम्य विध्या- 
टवी (वन) में भिजवा दिया । विशाल सेना लेकर राजहंस ने क्रुद्ध मानसार 
को घेर लिया । इतना विकराल युद्ध हुआ कि भ्राकाश के देवता भी चकित रह 
गए। अ्रंत में जय की इच्छा से मालवराज मानसार ने मगधराज राजहंस पर 
रुद्रगदा चलाई । राजहंस के बाणों ने गदा के टुकड़े-टुकड़े कर दिए, परन्तु पशु- 
पति शिव के वरदान से वह झ्रमोध थी । आकर जब रथ पर गिरी तो राजहंस 
के सारथि को मारकर रथ में बंठे राजहंस को भी मूछित कर गई । सारथि के 
गिरते ही घोड़े रथ को ले भागे और दंवयोग से उसी वन में जा पहुंचे जहां 
रानियां भेजी गई थीं । 


राजहंस की हार और वनवास 

मालवराज मानसार मगध को जीतकर पुष्पपुर में राजा बन बठा । 

मंत्री लोगों की, युद्ध में श्राहत होने से मूर्च्छा जब दूर हुई, तब श्रांखें 
खुलीं । देखा, राजा नहीं थे । वे दीन होकर रानी के पास वन में गए। रानी ने 
जब सारी सेना का विनाश शोर राजा के खो जाने का वृत्तांत सुना तो मन में 
प्राण॒त्याग करने का निश्चय कर बंठी । मंत्रियों और पुरोहितों ने समझाया : 
है कल्यारित ! राजा का मरना निश्चित नहीं है। ज्योतिषियों ने बताया है कि. 
तुम्हारी कोख से एक शात्रुदमन वीर सुन्दर कुमार जन्म लेगा | तुम्हारा मरना 
उचित नहीं है ।' 

थोड़ी देर को रानी भी दुःख से निश्चेष्ट हो गई। पर श्राधी रात की 
नीरवता में जब सब सो गए तब भपार शोक-पारावार पार करने में श्रसमर्थ 
रानी शिविर पार करके एकांत में गई । यह वही जगह थी जहां राजहंस के रथ 
के घोड़े भागने से थककर पहिए फंस जाने से रुके खड़े थे । रानी ने मृत्यु की 
रेखा जैसे लगने वाले एक वट वृक्ष पर भ्रपने उत्तरीय का फंदा टांगकर फांसी 
लगाने का यत्न किया ओर कोकिल के स्वर को भी तिरस्कृत करने वाले कोमल 
कण्ठ से करुण विलाप करने लगी : 'हे कामदेव के लावण्य को पराजित करने 
वाले राजा ! आप ही श्रगले जन्म में भी मेरे पति बनें । 

राजा का रक्त अभ्रधिक निकल जाने के कारण वह निश्चेष्ट हो गया था। 
पर चंद्रमा की शीतल किरणों ने उसे चैतन्य कर दिया था। रानी का विलाप 


पहला उच्छूवरास ९७ 


सुनकर राजहंस पहचान गया कि यह वसुमति की शभ्रावाज्ञ है । उसने मीठे स्वर 
से उसे पुकारा । रानी घबराई-सी दोड़ी श्रौर मिलते ही मुख-चंद्रमा कमल-सा 
खिल उठा । उसने देर तक श्रांखें भरकर राजा को देखा झौर फिर पुरोहित, 
तथा अमात्यों को आवाज़ देकर राजा के पास इकट्ठा कर लिया । सब ने देव 
की प्रशंसा की । श्रमात्यों ने श्रभिवादन करके राजा से निवेदन किया : 'देव, 
लगता है घोड़े सारथी के नहीं रहने से इस रथ को वन में ले आ्राए ।' 

राजा ने कहा : सारी सेना के विनष्ट हो जाने पर उस मालवराज मान- 
सार ने रुद्रगदा को निर्देयता से फेंक कर मारा। में उससे मूच्छित हो गया। 
यहां प्रभातकालीन वायु के लगने पर ही मेरी आंखें खुलीं ।' 

मंत्रियों ने उत्सव मनाकर श्रानंद से देवताश्रों की आराधना की झौर वे 
राजा को शिविर में ले आाए। वहां सारे बाण आदि राजा के शरीर से निकाल- 
कर प्रसन्‍नतवदन राजा की मरहम-पट्टी की गई । राजा भ्रच्छा हो गया, परन्तु 
देव ने पौरुष को असफल कर दिया था, इसलिए वह बहुत खिन्‍न था । श्रमात्यों 
की राय से रानी वसुमति ने राजा को समभाया । उसने कहा : देव ! आप 
संसार के राजाश्रों में सर्वेश्रेष्ठ होकर भी आज विध्याटवी में पड़े हैं । इससे 
सिद्ध होता है कि लक्ष्मी पानी के बुदबुदों की तरह है। बिजली की तरह चमक- 
कर अचानक आती है, ओर वैसे ही चली जाती है। सब कुछ भाग्य के बस 
में है । प्राचीनकाल में हरिश्चंद्र, रामचंद्र श्रादि पृथ्वीपतियों ने भी इंद्र का-सा 
वंभव छोड़कर, भाग्य के कारण, दुःख भोगा था। बाद में ही उन्होंने राज्यसुख 
पाया था । आप भी श्रब दुःख भोगकर भविष्य में राज्यसुख प्राप्त करेंगे। इस- 
लिए दु:खों से विचलित न हो, देवता की आराधना करके समय बिताइए ।' 


राजहंस का वामदेव से मिलना 


राजहंस ने सुना । समय पाकर वह अपनी सारी सेना लेकर तपस्वी': 
वामदेव के पास गया । वामदेव तप से जाज्वल्यमान थे । राजा ने उन्हें श्रपनी 
इच्छा पूरी करने की सामथ्य से पूर्ण जाना । 


चंद्रवंशी राजा राजहंस ने मुनि को प्रणाम कर सारी विपदा सुनाई और 
कुछ दिन उस सुन्दर तपोवन में रहने के बाद मितभाषी राजा ने- कहा 


थ दशकुमार चरित 


“भगवान्‌ ! प्रबल देव के बल से मानसार मुझे जीतकर मेरा रॉज्य भोग रहा 
है । हे लोकशरण ! करुणासिंधु ! में भी तप करके श्षत्रु को उखाड़ फेंक सकं, 
इसीलिए झापके पास नियम से रहने झाया हूं।' 

त्रिकालज्ञ तपोधन वामदेव ने कहा : “मित्र ! शरीर को सुखा देने वाले 
तप को छोड़ो । वसुमति के गर्भ से एक समस्त दछात्रुविनाशक पुत्र निश्चय जन्म 
लेगा । श्रतः कुछ समय तक तुम शान्त रहो ।' 

उसी समय झाकाशवाणी हुई : यह सत्य है ।' 

तब राजा भी मुनि की बात मान गया । 


राजवाहन का जन्म 

गर्भ के दिन पूरे होने पर वसुमति ने अ्रच्छे मुहर्त में सकल लक्षणों से युक्त 
पुत्र को जन्म दिया। बह्मतेजस से पूर्ण ब्राह्मण पुरोहित से, राजा ने अपने 
प्राभूषण और कोमल वस्त्र पहनाकर अपने सुकुमार कुमार का जातकमं संस्कार 
कराया श्रौर उस शोभनीय का नाम राजवाहन रखा । 
प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रत का जन्म 

उसी समय सुमति, सुमंत्र, सुमित्र और सुश्रत इन चारों अ्रमात्यों के भी 
चंद्रमा ज॑से सुन्दर श्रौर चिरायू पुत्र जन्मे । इनके नाम प्रमति, मित्रग्रुप्त, मंत्रग्रुप्त 
और विश्रुत रखे गए । 

इन मंत्रिपुत्रों के साथ खेलता हुआ राजकुमार राजवाहन बड़ा होने लगा । 


शा 


उपहारवर्मा का लाया जाना 

कुछ समय बाद एक तपस्वी एक राजलक्षण युक्त मनोहर सुकुमार कुमार 
को लाया । उसने उसे राजा को समर्पित करते हुए कहा : हे भूवल्लभ ! में 
वन में कुश-समिधा लेने गया था । वहां मेंने एक श्रसहाय रोती हुई स्त्री को 
देखा । मेंने पूछा : तुम वन में क्‍यों रोती हो ? तब वह करकमल से प्रांसू पोंछ 
कर गदगद स्वर से कहने लगी : मुने ! कामदेव के रूप को पराजित करने 
वाले मिथिला के राजा अपने सारे परिवार के साथ अपने मित्र मगधराज की 
स्‍त्री के सीमंतोत्सव में सम्मिलित होने पृष्पपुर गए थे । उसी बीच मालवराज 
. ने ऋक़मण करके मगध को जीत लिया । मगधराज की सहायता करते हुए 


पहला उच्छवास र्‌६ 
मिथिला के राजा प्रहारवर्मा शत्रु द्वारा पकड़े गए । पुण्यबल से वे वहां से 
छूटकर बची-खुची सेना लेकर अपने नगर की झोर चल दिए । वनमाग्ग में जाते 
समय शबरों के प्रचंड दल ने उन्हें घेर लिया। श्रन्त:पुर की स्त्रियों की रक्षा 
करते हुए वे किसी प्रकार बचकर निकल गए । राजा के दोनों बच्चों की धायें, 
में और मेरी लड़की, तेज़ी से राजा के साथ नहीं जा सकी । तभी एक विकराल 
व्याप्त श्रा गया । में भागने लगी । ठोकर खाकर गिरने से मेरे हाथ से उन 
जुड़वां बच्चों में से एक फिसलकर एक मरी हुई कपिला गाय की गोद में छिप 
गया । व्यापत्र क्रोध से उस मरी गाय पर भपटना ही चाहता था कि शबर भरा 
गए भ्रौर उन्होंने बाण से व्याध्र को मार डाला । वे उस चंचल केश वाले 
बालक को उठाकर न जाने कहां ले गए । दूसरे बालक को लेकर मेरी लड़की 
न जाने कहां चली गई । में मूच्छित पड़ी थी । कोई दयालु चरवाहा उधर से 
निकला । मुझे देखकर घर ले जाकर उसने मरहम-पट्टी की । में भ्रव स्वस्थ हूं । . 
राजा के पास जाना चाहती हूं परन्तु लड़की खो गई है, भ्रौर में दुखियारी अब 
झकेली रह गई हूं। जो कुछ भी हो, में अकेली स्वामी के पास जाती हूं । 

यह कहकर वह तो चली गई परन्तु में भ्रापके मित्र विदेहराज की आपत्ति 
से दुःखी हो गया । में उनके वंश के नये अंकुर की खोज में चल पड़ा ) यों ही 
एक दिन में एक सुन्दर चंडिका मन्दिर में पहुंचा । वहां मैंने देखा कि किरात 
विजयोत्सव मना रहे थे । वे एक बालक को बलि देने के बारे में बातें करते 
हुए श्रापस में कह रहे थे : इसे वक्ष की शाखा से लटकाकर तलवार से काटा 
जाए । या बालू में गढ़ा खोद पांव बांधकर पैने बाण से मार दिया जाए, या 
कई चरणों पर भागते पिल्‍लों से इसे कटवा कर बलि दिया जाए। मेने सुना 
झौर कहा : हे किरात श्रेष्ठो ! इस भयानक बन में मैं बूढ़ा ब्राह्मण रास्ता 
भूल गया हूं। भपने बालक को छाया में सुलाकर में रास्ता खोजने कुछ दूर 
गया था कि लौटने पर मुझे वह बालक नहीं मिला । पता नहीं उसे कौन उठा 
ले गया । ढूंढ-दूंढकर हार गया, पर वह नहीं पा रहा हूं । उसका मुंह देखे 
कितने ही दिन बीत गए । क्‍या करूं ? किधर जाऊं ? आप लोगों ने उसे देखा 
तो नहीं है ? 

'मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा : हे द्विजश्रेष्ठ ! एक बालक यहां है। 
बही तो तुम्हारा नहीं है ? हो तो तुम्हीं ले लो । 


९० दशकुमार चरित 


“भगवान की दया से उन्होंने बालक मुझे दे दिया। मैंने उन्हें भ्राशीर्बाद 
दिया और बालक को पानी के छींटे देकर होश में लाकर श्रापके निश्शडू भ्रद्धू 
में ले श्राया हूं । आप ही पिता की तरह अश्रब इसकी रक्षा करें।' 

राजा ने मित्र की विपत्ति की दारुण व्यथा को बालक का मुख देखकर 
दूर किया । और बालक का नाम उपहारवर्मा रखकर उसे भी वह राजवाहन 
की तरह पालने-पोसने लगा । 


अपहारवर्मा की ग्राप्ति 

पर्वे निकट श्राने पर राजा तीथ्थेस्थान को शबरों के ग्राम के समीप गया । 
वहां एक स्त्री की गोद में उसने एक अनुपम सुन्दर बालक देखकर कोौतूहल से 
पूछा : 'ऐ भामिनी ! इतना सुन्दर ओर राजग्रुण सम्पन्न' बालक तुम्हारे कुल में 
नहीं हो सकता । यह किसके नयनों का दुलारा है, तुम्हारे पास कहां से श्राया, 
सच-सच बता दो । 

शबरी ने प्रणाम करके लज्जा से कहा : हे राजन्‌ ! जब शबर सेना हमारे 
गांव के पास के मार्ग से जाते इंद्र जैसे मिथिलाधिपक्वि को लूटकर भ्राई थी तब 
मेरे पति ने इसे मुझे लाकर दिया था। मेंने ही इसे पाल-पोसकर बड़ा किया 
है। 

राजा ने समझ लिया कि मुनि ने जिस दूसरे बच्चे की बात कही थी, वह 
यही है । उसने साम-दाम से शबरी को प्रसन्‍न कर दिया और बालक ले आया। 
उसका नाम उसने अ्रपहारवर्मा रखकर रानी को पालन करने को दे दिया । 


पृष्पोद्भव का आ पहुंचना 

वामदेव का एक शिष्य था। उसका नाम था सोमदेव हार्मा । वह एक 
बालक को ले श्राया और राजा से बोला : 'हे देव ! में रामतीर्थ में स्नान 
करके लोट रहा था तो मेंने इस गोरे बालक को गोद में लिए एक वुद्धा को 
देखा । मेंने उससे बड़े भ्रादर से पूछा : हे स्थविरे ! तुम कौन हो भौर इतने 
कष्ट पाकर भी इस बालक को वन में लिए क्‍यों घूम रही हो ? 


वृद्धा ने कहा : हे मुनिवर ! कालयवन नामक द्वीप में कालग्रुप्त नामक 
एक धनिक वेश्य है। उसकी एक सुशोभना सुवृत्ता नामक लड़की है। मगध- 


पहला उच्छवास ९४ 


राज के मन्त्री के पृत्र रत्नोदुभव ने उससे विवाह किया । बड़ा ग्रुणवान, सारी 
पृथ्वी पर घूमा हुआ रत्नोद्भव समुद्र-ब्यापार करता हुप्ना द्वीप में पहुंच गया। 
इवसुर ने उसे काफी भ्रच्छी चीज़ें चोर धन देकर सम्मानित किया। कालक्रम 
से वह नताजड्री गर्भिणी हुई। रत्नोदभव को भाइयों को देखने की इच्छा हुई । 
इवसुर को मनाकर वह इस चंचल नेत्र वाली स्त्री को साथ लेकर नौका पर 
सवार होकर पुष्पपुर की श्रोर चला। दुर्भाग्य से लहरों की चोट से नाव समुद्र 
में डूब गई । गर्भ की पीड़ा से थकी हुई सुवृत्ता को में, उसकी धाय, ने संभाला 
झौर किसी तरह एक पटरे पर चढ़ाकर तीर पर पहुंचा दिया । रत्नोदभव का 
कुछ पता नहीं चला । प्रसव की घोर पीड़ा उठी। सुवृत्ता ने बालक को वन में 
ही जन्म दिया । वह अचेत-सी एक वृक्ष की छाया में पड़ी है । पर निर्जेत वन 
में कब तक झकेली रहेगी ! मैं इसीलिए नगर का मार्ग खोजने निकली हूं । 
उस बेबस के पास बच्चा छोड़ना ठीक न समभकर में कुमार को ले आई हूं । 


तभी वन्र में एक जंगली हाथी दिखाई पड़ा । उसे देखकर वह वृद्धा डर 

के मारे बालक छोड़कर भाग गई। में एक लता के पत्तों में छिपकर बंठ गया । 
ऊंचे हाथी ने सुण्ड फलाकर उस बच्चे को ज्योंही खाने के पत्तों की तरह उठाना 
चाहा कि भयंकर गर्जन करता हुआ एक सिंह उसी समय उसपर वेग से भपटा । 
हाथी ने डरकर बच्चा ऊपर उछाल दिया । किन्तु बालक का भाग्य श्रच्छा था । 
उसे घरती पर गिरने के पहले ही एक ऊंचे वृक्ष की शाखा पर बंठे बंदर ने फल 
समभकर पकड़ लिया । श्लौर फल न देखकर एक मोटी डाल पर रख दिया । 
बालक स्वस्थ था। सारे भटके भेल गया । सिंह तो हाथी को मारकर चला 
गया। में भी लताकुञड्ज से निकला ओर मेंने उस तेजस्वी बालक को नीचे 
उतारा। वन में ढुंढने पर भी वह स्त्री नहीं मिली । तब मेंने बालक को ग़रुरु 
को समर्पित किया । उन्हींकी झाज्ञा से श्रब उसे झापके पास लाया हूं ।' 


राजा ने सोचा कि भाग्य भी विचित्र है। सब मित्रों पर एक साथ ही 
आपत्ति भाई। रत्नोदभव का जाने क्‍या हुआ होगा ! जो हो । उसने बालक 
का नाम पुष्पोदभव रखा शभ्ौर सुश्रुत को सारी कथा सुनाई श्लौर उसको उसके 
छोटे भाई का लड़का सौंप दिया । 


रे२ दशकुमारचरित 


यक्षी का अथपाल को पहुंचाना 

कुछ दिन बीते कि रानी वसुमति पति के पास भ्राई तो छाती से एक बच्चा 
लगा लाई। राजा ने पूछा : 'यह कहां मिला ?' 

रानी ने कहा : हे राजन्‌ ! रात एक दिव्य वनिता मेरे सामने आई और 
उसने इस बालक को मेरे सामने रखकर, मुझे सोते से जगाकर विनीत भाव 
से कहा : देवि ! मैं मरिभद्व यक्ष की पुत्री तारावली हूं। तुम्हारे मन्त्री धर्म 
पाल के पुत्र कामपाल की स्त्री हूं। यक्षेश्वर ने श्राज्ञा दी है, इसीलिए श्रापके 
पुत्र राजवाहन की सेवा करने को मैं इसे लाई हूं। यह राजवाहन समुद्रों से 
घिरी पृथ्वी का अधिपति होगा । इसलिए तुम मेरे कामदेव ज॑से सुन्दर बालक 
का पालन करो, यह राजवाहन की सेवा करेगा । 

करे नेत्र श्राइचर्य से खुले रह गए । मैंने बड़े आदर से उस सुलोचना यक्षी 
का सत्कार किया । तभी वह अदृश्य हो गई ।' 

राजहंस को इससे बड़ा झ्राइचय हुआ कि कामपाल ने यक्ष कन्या से संबंध 
कर लिया । फिर मित्रों का मनोरंजन करने वाले सुमंत्र श्रमात्य को बुलाकर 
बालक को उसे सौंप दिया | इस बालक का नाम अर्थंपाल रखा गया । 


सोमदत का आना 

वामदेव के आश्रम में एक ओर भी शिष्य था । वह भी एक दिन बहुत ही 
झ्रपरूप सुन्दर बालक ले आया श्रोर राजा राजहंस से बोला : है देव | में 
राजतीथ में स्नान करने गया था। वहां मैंने इस चंचल बालक को गोद में लिए 
एक वृुद्धा को रोते देखा। मैंने उससे पूछा : हे स्थबिरे ! तुम कौन हो ? 
क्यों रोती हो ? यह सुन्दर बालक किसका है ? वन में क्‍यों आई हो ? 

बढ़िया ने यह सुनकर हाथों से भांसू पोंछकर, मुके शोक निवारण करने 
में समर जानकर कहा : हे ब्राह्मणपुत्र ! राजहंस के मंत्री सितवर्मा का छोटा 
पुत्र सत्यवर्मा तीर्थयाता की अ्रभिलाषा से विदेश गया था। किसी अ्रग्रहार' में 
काली नामक किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करके रहा । जब उससे संतान 
नहीं हुई तो उसने उस काली की सुवर्ण जंसे रंग की बहिन गौरी से विवाह 


१, राजा का संकल्प में दिया आम 


पहला उच्छवास शेर 


किया । उससे एक लड़का हुआ्ना । काली ईर्ष्या से जल उठी । वह मुझे बालक 
के साथ बहाने से इस नदी के पास लाई और इसमें धक्का देकर चली गई । 
मैंने एक हाथ से बालक को पकड़ा और दूसरे से तैरती रही । धारा में बहता 
एक पेड़ मेरे हाथ में पड़ गया । में भी बहाव में पड़ गई । पर उस वक्ष पर एक 
सांप बंठा था, जिसने मुझे डस लिया। वृक्ष यहीं आकर किनारे से लग गया । 
में किनारे पर चढ़ आई । पर अब विष चढ़ रहा है और मैं मर जाऊंगी | तब 
इस बालक को वनपशुओ्रों से कौन बचाएगा । यही सोचकर रो रही हूं । 

“बमुश्किल इतना कह पाई कि विष पूरा चढ़ जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ी । 
मुझे दया आई पर में मन्त्र नहीं जानता था । अतः अश्रसमर्थ रह गया । जब तक 
वन की बूटी खोजकर ला सका, वह मर गई। उसका अग्निसंस्कार करके 
बालक की मेंने रक्षा की । परन्तु सत्यवर्मा की चर्चा में में उससे उसके श्रग्रहार 
का नाम नहीं पुछ सका था। खोजना असंभव जानकर में इसे, आपके ही 
अ्मात्य का लड़का है, श्राप ही रक्षा करेंगे, ऐसा सोचकर, श्रापके पास ले 
गाया हूं । 

सत्यवर्मा की असली हालत का पता नहीं लगा। राजा इससे दुःखी हुआ । 
राजा ने उस बालक का नाम सोमदत्त रखकर उसे उसके ताऊ सुमति मन्‍्त्री के 
हाथों सौंप दिया। भाई के बेटे को भाई-सा ही जानकर सुमति बहुत प्रसन्न 
हुआ । ह 


लालन-पालन और शिक्षा 

इस प्रकार दसों बच्चे इकट्ठे हो गए, दंव ने उन्हें मिला दिया। राज- 
वाहन उनके साथ खेलने लगा। राजवाहन तरह-तरह के वाहनों पर चढ़ने में 
निपुण हो गया । उसका क्रमशः चौल और उपनयन आदि संस्कार हुम्ना । फिर 
उसने सब लिपियां सीख लीं। सब देश की भाषाओं में वह पण्डित हो गया । 
षडजुवेद, काव्य, नाटक, आख्यानक, भाख्यायिका, इतिहास, चित्रकथा, पुराण , 
धर, शब्द (व्याकरण), ज्योतिष, मीमांसा, तके तथा कौटिल्य और कामन्द- 
कीय नीतिशास्त्र की निपुणाता, वीणा भ्रादि सब वाद्यों को बजाने का कोशल, 
संगीत, साहित्य में मनोहरता लाना, मरिमंत्र, ओषधि आदि के माया-प्रपत््च 
आ्रादि में प्रसिद्धि, हाथी-षोड़ों पर चढ़ने का कौशल, तरह-तरह के हथियार 


२४ दशकुमारचरित 


चलाने का यश, जुआ और चोरी आदि छल विद्याश्रों में प्रौढ़ता को वह श्रालस्य 
रहित होकर प्राप्त कर गया। 


कुमारों का युवक होना 

झाचार्यों से यों पढ़ता हुआ जब वह युवक हो गया तो उसके साथ के 
सन्‍्तद्ध कुमारों को देखकर राजा राजहुंंस प्रसन्‍त हो उठा । उसने सोचा कि अब 
बह शत्रुओं से ग्रजेय हो गया था । उसको परमानंद होने लगा । 


दूसरा उच्छवास 


दिग्विजय-यात्रा शोर कुमारों का बिछुड़ना श्रौर फिर मिलन का प्रारंभ 


वामदेव का सुझाव 

एक दिन वामदेव राजा राजहंस से मिलने गए। राजा का पुत्र कामदेव 
का संशय पैदा करता था। सभी कुमार कार्तिकेय के साहस का उपहास-सा 
करते हुए-से लगते थे । वे लोग राजा पर जयध्वज, छत्र, कुलिश आदि लगाते 
थे, इससे उनके हाथों में निशान पड़ गए थे । जब वामदेव पहुंचे तो सब कुमार 
वहीं थे। राजा ने वामदेव का श्रादर-सत्कार किया । भौरे जसे काले लम्बे बालों 
वाले कुमारों ने उनके चरणकमल पर सिर भुकाया और भविष्य में शत्र॒ुदमन 
की इच्छा रखने वाले कुमारों को वामदेव ने स्नेह से झआलिगन करके आ्राशीर्वाद 
दिया । वे बोले : 'हे भूवल्लभ ! श्रापका पुत्र राजवाहन आपके मनचाहे फल- 
सा सुन्दरता और यौवन को पाकर भ्रब भ्रापके अनुकूल मित्र-सा हो गया है। 
अब इसका समय है कि यह भ्रपने सहचरों के साथ दिग्विजय करने को निकले। 
अब झाप इसे भेजिए ।' 


कुमारों का दिग्विजय पर निकलना 

कामदेव जैसे सुन्दर श्लौर राम ज॑से अतुल पराक्रमी, क्रोध से ही शत्रु को 
भस्म करने में समर्थ, वायु से भी बेग में भ्रागे जाने वाले उस कुमार समूह की 
युद्धयात्रा से राज्य बढ़ेगा, यह सोचकर राजवाहन की सेवा में उन कुमारों को 
लगाकर उचित उपदेश देकर शुभ मुहूत्तें में राजा राजहूंस ने दिग्विजय करने 
को उन्हें भेज दिया । 
बाह्यण मातंग का मिलना 


मंगल शकुनों को देखता भ्रनेक देशों को पार करता हुआ राजवाहन 
विध्याटवी में घुसा । वहां उसे एक पुरुष मिला । उसके नेत्र भयंकर लगते थे | 


रे$ दशकुमारचरित 


श्रायुधों की चोटों से उसके शरीर पर निश्ञान पड़े हुए थे। उसकी देह बड़ी 
कठोर थी। बसे वह बिल्कुल किरात-सा लगता था, मगर उसके कंधे पर यज्ञो- 
पवीत पड़ा था, जिसके कारण उसे ब्राह्मण समभना पड़ रहा था। 


उस पुरुष ने राजवाहन का बड़ा सत्कार किया। कुछ समय बाद राज- 
वाहन ने उससे कहा : 'हे श्रपरिचित ! तुम इस निजंन में मृगों और वनपशुझरों 
के योग्य घने जंगल में विध्याटवी के भीतर क्‍यों रहते हो ? कंधे पर पड़े जनेऊ 
को देखकर तो ब्राह्मण लगते हो, परन्तु श्रायुधों के श्राधात-चिह्नों के कारण 
तुम्हारा काम किरातों का-सा मालूम देता है। यह क्या मामला है ?' 


उस भ्रादमी ने कुमार के मित्रों से पहले ही उसका नाम-जन्म झ्रादि पूछ 
लिया था। उसने सोचा कि यह तेजस्वी पुरुष श्रसाधारण ही है। उसने कहा : 
हे राजनन्दन | इस श्रटवी में बहुत-से कुत्सित ब्राह्म रा रहते हैं । वे वेदाम्यास, 
कुलाचा र, सत्य, पवित्रता, धर्म, त्रत आदि सबको छोड़ चुके हें । पाप करने में 
रत पुलिद उनके स्वामी हैं। उन्हींकी यह ब्राह्मण जूंठन भी खा लेते हैं ! 
उन्हींमें से एक कुत्सित ब्राह्मण का पुत्र में हूं। मेरा नाम मातंग है। में निन्दित 
चरित्र हूं। किरातों की सेना के साथ जनपदों में जाता था भ्रौर बाल-बच्चों, 
श्रौरतों के साथ अमीर आदमियों को पकड़ लाता था । उन्हें बंधन में रखकर 
उनका सब धन छीन लेता था । यों में निर्देय-सा घूमा करता था। एक बार जब 
मेरे साथी एक ब्राह्मण को जान से मारने वाले थे, मुझे दया आ गई। मैंने 
कहा : अरे पाषियो ! ब्राह्मण की हत्या मत करो । यह सुनकर बहुत लाल- 
लाल श्ञांखें करके वे मुझे डांटने लगे। में उनकी डांट नहीं केल सका। ब्राह्मण 
के लिए मैं उनसे लड़ता-लड़ता मारा गया। मरकर मैं प्रेतपुरी पहुंचा । वहां 
यमराज देहघधारी पुरुषों से घिरे सभा के बीच रत्नजटित सिंहासन पर 
बठे थे। मेंने जाकर दण्डवत प्रणाम किया। यमराज ने मुक्ले देखकर अ्रपने 
श्रमात्य चित्रग॒ुप्त को बुलाकर कहा : देखो सचिव ! यह इसके मरने का समय 
नहीं है । यद्यपि यह निन्दित चरित्र है, पर यह पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के लिए 
मरा है। श्रव इसकी बुद्धि पुण्य में लगेगी। पापियों को जो यातनाएं भेलनी 
पड़ती हैं, वे इसे दिखाकर, फिर इसकों इसके पहले शरीर में ही भेज दो । 
चित्रग॒प्त ने मुझे नरक-यातना दिखाई । कहीं पापी लोग गर्म लोहे के खंभों में 


दूसरा उच्छवास ९७ 


बांधे जा रहे थे, कहीं कड़ाहों के खौलते तेल में फेंके जा रहे थे, कहीं लठों की 
मार से उनके अंजर-पंजर ढीले कर दिए गए थे, किसी पर आ्रारा चल रहा था। 
उन्होंने पापियों को दिखाकर, पुण्य बुद्धि का उपदेश देकर मुझे फिर अपने पुराने 
शरीर में छोड़ दिया । उस महाटवी में वही ब्राह्मग शीतोपचार झ्रादि करता 

ग्रा मेरी रक्षा कर रहा था। उसने मेरे शरोर को शिला पर लिटा रखा था। 
तब तक मेरे वंशबंधु भी सब समाचार जानकर शभ्रचानक आा पहुंचे और घर ले 
जाकर उन्होंने मेरी मरहम-पद्टी की, मेरे घाव ठीक किए। वह ब्राह्मण बहुत 
कृतज्ञ हुआ । उसने मुझे पढ़ना-लिखना सिखाया। झ्रामम के श्रनेक सिद्धांत 
सिखाए । पापनाशक, सदाचार और ज्ञान से प्राप्त होने वाले चंद्रशेखर महादेव 
की पूजा का विधान सिखाकर मेरी ओर से दी हुई भेंट लेकर चला गया । 
उसी दिन से मेंने किरातों के साथ रहने वाले सारे बंधुओ्रों का त्याग कर दिया । 
सकल लोक के एकमात्र कारण चंद्रशेखर महादेव का चित्त में स्मरण करता 
हुआ मैं सब कलंकों से दूर, इस जंगल में रहता हूं। देव ! श्रापसे मुझे एकांत , 
में कुछ रहस्यमय बात कहनी है । मेरे साथ श्राइए ।' 

मित्रों से श्रलनग होकर राजवाहन से उसने एकांत में कहा : 'हे राजन ! 
ब्राह्यबेला में मेंने स्वप्न देखा है । प्रसन्‍न वदन गौरीपति ने मुझे सोते से जगा- 
कर कहा कि मातंग ! दण्डकारण्य के बीच बहुती नदीतट पर एक स्फटिक 
लिंग है, जिसकी सिध्य श्रौर साध्य पूजा करते हैं । उसके पीछे भगवती के पांवों 
के निशान से चिह्नित एक पाषाण है, उसके पास ब्रह्मा के मुख की तरह एक 
बिल है, उसमें घुसो और वहां तुम्हें एक ताम्रशासन मिलेगा । उसमें जो लिखा 
हो उसे भाग्यलिपि मानकर काम करो । तुम पाताल लोक के स्वामी बन 
जाभ्रोगे भौर इस काम में तुम्हारी मदद करने वाला राजकुमार आज या कल 
आ जाएगा । जैसा भगवान ने कहा, वही हुआ । श्रव आप मेरी सहायता करें |! 
राजवाहन ने भी स्वीकार कर लिया। 


राजबाहन का मित्रों को छोड़कर जाना ओर मित्र-कार्य करना 

ग्राधी रात के समय जब सब सो गए तो मातंग ने आकर प्रणाम किया । 
राजवाहन मित्रों को छोड़कर उसके साथ दूसरे वन में चला गया। प्रातःकाल 
खोजने पर भी राजवाहन किसीको नहीं मिला । सब बड़े दुःखी हुए । 


रैद दराकुमारचरित 


कुमारों का राजवाहन को खोजने निकलना 

जब सारे वनों में ढूंढने पर भी राजवाहन किसीको नहीं मिला तो वे 
कुमार उसे ढूंढने के लिए देशान्तर जाने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने फिर एक 
जगह मिलने का संकेतस्थल निश्चित कर लिया श्रौर एक दूसरे से भ्रलग होकर 
निकल पड़े । 


राजवाहन और मातंग की यात्रा 

राजवाहन जैसे महावीर से रक्षित मातंग ने शिव के बताए मार्ग को 
पकड़ा । उसी मार्ग से वे लोग रसातल में पहुंच गए और मातंग ने ताम्रशासन 
प्राप्त कर लिया। वहां एक नगर के पास सारस पक्षी एक तालाब के किनारे 
क्रीड़ा कर रहे थे । मातंग ने शिव की श्राज्ञा के अनुकूल उस तांबे के पत्र को 
पढ़ा और अनेक प्रकार के होम करके विध्नहर राजवाहन के देखते-देखते, उसे 
ग्राइचयं में डालकर, समिधा श्रौर धी से हरहराती होमाग्नि में श्रपनी पुण्यवान 
देह भ्रपित कर दी । वह भ्रग्नि में से बिजली की-सी चमकती दिव्यदेह प्राप्त 
करके निकल श्राया । 


उस समय एक हंस की गति से चलने वाली उत्तम मरिभूषण पहने भरनिद्य 
सुन्दरी उस दिव्य देहधारी पुरुष के पास आई भौर उसे एक चमकना मणि 
भेंट देकर खड़ी हो गई । पुरुष ने पूछा : 'तुम कौन हो ? 

वह स्त्री कोकिल कंठ से उत्कंठित स्वर में बोली : हे श्रेष्ठ ब्राह्मण ! हे 
पृथ्वी के देवता ! में आसुरराज की नंदिनी कालिंदी हूं। मेरे महानुभाव पिता 
उस लोक के शासक थे, परन्तु दूसरे के पराक्रम को न सहने वाले विष्णु ने युद्ध 
में उन्हें मार डाला । मेरे पिता ने देवताओं को भी परास्त कर दिया था । 
पिता के बिना मैं शोक सिंधु में डूब गई। मुभपर दया करके एक सिद्ध तापस 
ने कहा : बाले ! तेरा पति कोई दिव्य देहधारी तरुण मानव होगा । वही इस 
रसातल की रक्षा करेगा । जैसे चातकी मेघ की प्रतीक्षा करती है, में तुम्हारे 
लिए बंठी थी । श्रपने श्रमात्यों की श्रनुमति से शभ्रपने मनोरथ पूर्ण करने, में 
इस समय काम वासना से भरी हुई तुम्हारे पास आई हूं। इस लोक की राज्य- 
लक्ष्मी स्वीकार करके मुझे उत्तकी सपत्नी बना लो ।' 


. दूसरा उच्छवास रे६ 


मातंग ने राजवाहन की अनुमति पाकर उससे विवाह कर लिया और दिव्य 
स्‍त्री को पाकर प्रसन्‍न हो गया । रसातल के राज्य ने तो उसे बहुत ही सुख दिया + 


राजवाहन का लोटकर मित्रों को न पाकर घूमना 

राजवाहन श्रपने मित्रों से बिना कहे श्राया था | भ्रव उसने भूमि पर 
लोटना चाहा । कालिंदी ने उसे भूख-प्यास मिटाने वाली एक मणि दी । मातंग 
उसे पहुंचाने कुछ दूर गया । राजवाहन उसे बीच ही से लौटाकर बिल के मार्ग 
से निकल आया । परन्तु उसे वहां कोई मित्र नहीं दिखाई दिया | तब वह उन्हें 
ढूंढने को इधर-उधर घूमने लगा । 


सोमदत्त का मिलना 

एक दिन ऐसे ही घूमते हुए वह विशालापुरी में जा निकला । एक उपवन 
के पास पहुंचा और आ्राराम करने की चेष्टा में लगा । उसने देखा कि पालकी 
में चढ़ा, स्त्री और सेवकों से घिरा हुआ, एक पुरुष श्रा रहा था | वह पुरुष 
राजवाहन को देखकर एकदम प्रसन्‍न हो उठा । उसके मुख से निकला : “अरे ! 
चन्द्रकुलभूषण, यश के उज्ज्वल समुद्र ! मेरे स्वामी राजवाहन ! बड़े भाग्य 
कि में इनके चरणों में अपने श्राप पहुंच गया ! कसा आनन्द है !' यह कहकर 
वह पालकी से उतर आया और राजवाहन जब तक तीन-चार पग ही बढ़ पाया 
होगा कि वह जल्दी से आकर मस्ती से, अपने श्रंग-श्रंग से प्रसन्‍नता प्रकट करता 
हुआ भुका, और उसने अपने मस्तक से राजवाहन के कमल जैसे पांवों को 
छुआ । उसके सिर से खिली हुई मल्लिका की मालाएं भुकने से बिखर-सी गईं । 

राजवाहन ने भी स्नेहाश्रु भरकर उसका पुलकित होकर गाढ़ भालिगन 
किया और कहा : अरे सोमदत्त !' फिर दोनों एक नागकेसर के पेड़ की शीतल 
छाया में बेठ गए । राजकुमार ने कहा : 'मित्र ! इतने दिन तुम कहां भौर 
कौसे रहे ? भ्रब कहां जा रहे हो ? यह तरुणी कौन है ? यह परिजन तुम्हें 
कहां मिले ?! । । 

तब वह देखने की आतुरता के ज्वर से युक्त हुआ-सा हाथ जोड़कर बड़ी 
विनय से अपने भ्रमण वत्तांत को सुनाने लगा--- क्‍ 


तीसरा उच्छवास 
सोमदत्त का भ्रपनी कहानी सुनाना 


सोमदत्त की मुसीबर्तें और सुखमय जीवन 

देव ! आपके चरण-कमलों की सेवा का इच्छुक मैं वन में प्यास से श्राकुल 
घम रहा था कि मुझे एक उज्ज्वल रत्न दिखाई दिया। मैंने उसे उठा लिया । 
धूप तेज़ हो गई। में चलने में असमर्थ हो गया । अन्त में मुझे एक देवमंदिर 
दिखाई दिया । मैं उसीमें घुस गया । वहां मैंने कई बालकों को अ्रपने साथ 
लिए हुए एक बूढ़े ब्राह्मण को देखा | उसे देखकर मुझे दया भ्रा गई । मैंने उससे 
कुशल-क्षेम पूछा । उस बिचारे का दीनता के कारण म्‌ंह पीला पड़ गया था। 
बड़ी श्राशा मन में रखकर वह ब्राह्मण मुभसे कहने लगा : महाभाग ! में इन 
मातृहीन बच्चों का इस कुदेश में भिक्षा मांगता हुआ पालन करता हूं और इसी 
शिवालय में रहता हुं । 

सामने एक सेना पड़ी थी । मैंने उससे पुछा : भूदेव ! इस सेना का स्वामी 
किस देश का राजा है ? इसका नाम क्या है ? यहां क्यों झ्ाया है ? 

ब्राह्मण ने कहा : सौम्य ! इस देश का राजा वीरकेतु है । उसकी पुत्री 
स्त्रीरत्न अद्वितीय रूपसी है। लाट देश के राजा मत्तकाल ने उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की, किन्तु वीरकेतु ने इनकार कर दिया। इसपर मत्तकाल 
ने वीरकेतु का नगर घेर लिया । वीरकेतु ने डरकर उपहारस्वरूप अ्रपनी बेटी 
उसे दे दी । लाटेश्वर मत्तकाल ने यह निश्चय किया कि अपने घर में ही लेजा- 
कर इससे ब्याह कर लूंगा । वही लौटते में यहां शिकार खेलने को पड़ाव डाले 
पड़ा है। किन्तु वीरकेतु का मंत्री मानपाल बड़ा चतुर है । उसने स्वामी का 
प्रपमान देखकर इसमें भेद डाल दिया है । वह भी वीरकेतु की आज्ञा से अपनी 
चतुरज्िनी सेना के साथ उधर टिका हुग्ना है । 


तीसरा उच्छुवास ५9? 


मैंने उस ब्राह्मण को बढ़ा और भ्रसमर्थ जानकर दयावश वह रत्न उसे दे 
दिया। वह प्रसन्न हो उठा । श्रनेक आशीर्वाद देकर वह चला गया । थकान क्रे 
मारे में गहरी नींद में सो गया । कुछ देर बाद देखता क्या हूं कि ब्राह्मण के दोनों 
हाथ बंधे हैं, शरीर पर चाबुक की मार के निशान हैं श्रौर कई सिपाही साथ 
हैं । ब्राह्मण ने मेरी श्लोर दिखाकर सिपाहियों से कहा : ये हैं चोर ! 


“इसपर राजभटों ने उसे छोड़कर मुझे बांध डाला। मेंने बिल्कुल निर्भीकता 
से उन्हें रत्न पाने का हाल बहुतेरा बताया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना । 
ले जाकर कारागार में कुछ बंदियों को दिखाकर कहा : ये हैं तुम्हारे मित्र ! 
और मेरे परों में बेडी डाल मुझे भी बंद कर गए। मैं अ्रब करूं भी क्‍या ? 
सोचते हुए मेरी तो बुद्धि जड़ हो गई । वहां से छूटने का कोई उपाय न देख- 
कर मेंने उन बंदियों से कहा : तुम लोग इतने सबल होने पर भी इतना कठिन 
कारावास क्यों भेल रहे हो ? इन सिपाहियों ने क्‍यों कहा कि ये हैं तुम्हारे 
मित्र ! 


मैंने उन्हें ब्राह्मण से सुने लाटेशवर का वृत्तांत भी सुनाया । तब वे वीर 
चोर कहने लगे : हे महाभाग ! हम लोग राजा वीरकेतु के मंत्री कामपाल के 
सेवक हैं । हमें मंत्री ने श्राज्ञा दी कि हम मत्तकाल को मार डालें : हम सुरंग 
बनाकर उसके आंगार में घुसे, पर वह हमें वहां नहीं मिला । हमें बहुत दुःख 
हुआ । श्रन्त में हम वहां से बहुत-सा धन लेकर एक बीहड़ वन में घुस गए । 
दूसरे दिन राजा के सिपाही हमारे पगचिक्नल देख-देखकर वहीं जा पहुंचे जहां 
हम उस धन के साथ रुके हुए थे । उन्होंने हमें घेरके रस्सियों से कसके बांध 
लिया झौर राजा के पास ले गए। सब सामान इकट्ठा किया गया, तो एक रत्न' 
नहीं मिला । इसपर हमें प्राणदण्ड मिला । वही रत्न वसूल करने को हमें बांध- 
कर रखा गया है । 

में समझ गया कि वह रत्न चोरी का ही था। तब मैंने अपना रत्न पाना, 
ब्राह्मण को देता, श्रपना कुल, नाम श्रादि बताया । बताया कि आपको मैं'कहां- 
कहां ढूंढता फिरा । यों मैंने उनसे मित्रता कर ली। उसी श्राधी रात को मैंने 
उनके बन्धन खोल दिए, उन्होंने मेरे । हम सब साथ-साथ निकल पड़े । फाटक 
के प्रहरी सो रहे थे । हमने उनके शस्त्र उठा लिए और आप्ागे बढ़े । वहां कुछ 


४२ दशकुमारचरित 


नगररक्षक सिपाही मिल गए । हमने प्रबल पराक्रम से उन्हें मार भगाया श्रौर 
हम मानपाल के शिविर में घुस गए। मानपाल ने अपने सेवकों से जब मेरे कुल 
के बारे में और मेरी वीरता के संबंध में सुना तो मेरा बड़ा सम्मान किया । 


सवेरे ही मत्तकाल के भेजे हुए कुछ सेवकों ने वहां श्राकर बड़ी ही उदृण्डता 
से कहा : हे मन्त्री ! राजा ने कहा है कि बहुत-से चोर सेंध लगाकर मेरे राज- 
शिविर से बहुत धन चुरा लाए हैं श्रौर आपके शिविर में श्रा गए हैं । उन्हें श्राप 
हमें समपित कर दें, श्रन्यथा घोर श्रनर्थ हो जाएगा । 


यह सुनकर मन्त्री मानपाल की आंखें क्रोध से लाल हो गईं । उसने कहा : 
कौन है लाटेश्वर ! मेरी उससे कब की मित्रता है ? मुझे उस बेचारे को सेवा 
से मिलेगा भी क्‍या ? उसने उन्हें डांट दिया | सेवकों ने लौटकर सब ज्यों का 
त्यों मत्तकाल को जा सुनाया । वह बहुत क्रद्ध हो उठा और श्रपने पौरुष के 
ग्रभिमान में थोड़ी-सी ही सेना लेकर आक्रमण कर बंठा । मानी मानपाल तो 
लड़ने को पहले से तंयार बंठा था। उसने तुरंत सनिकों को उद्यत किया और 
निडर सामने झा डटा । मुझे भी बड़े सम्मान से कई घाड़ों का रथ मिला । 
सारथी चतुर था । मेंने खूब दृढ़ कवच पहना । एक श्रच्छा धनुष भ्रौर तरह- 
तरह के बाणों से भरे दो तूणीर मेंने ले लिए श्रौर हर तरह से लंस होकर 
लड़ ने को मंत्री के साथ आ गया। मंत्री को मेरी शक्ति पर विश्वास था कि 
यह शत्रु को मार लेगा । द्वेष श्र क्रोध से भरी दोनों सेनाश्रों को लांघकर में 
बीच में पहुंच गया ओर मेंने शत्रुओं पर भीषण बाणा-वर्षा प्रारम्भ कर दी । 
श्रोर शीघ्र ही अ्रपने चंचल वेगवान घोड़ों को कुदाकर में अपने रथ को मत्त- 
काल के रथ के पास ले पहुंचा । वह रथ लेकर भागने ही वाला था कि मेंने 
उसका सिर काट लिया । उसके मरते ही उसके सेनिक भी भाग गए । मानपाल 
को गत्र॒पक्ष के भ्रनेक हाथी, घोड़े श्रौर विविध वस्तुएं मिलीं | उसने मेरा बड़ा 
सम्मान किया । उसके सेवक ने जाकर जब वीरकेतु को मत्तकाल के वध का 
समाचार सुनाया तो वह बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसे मेरी वीरता पर आइचर्य 
हुआ और उसने अपने बांधवों से राय ले-लिवाकर एक अच्छे दिन शुभ मुहं में 
भ्रपनी कन्या से मेरा विवाह कर दिया । कुछ दिन बाद राजा ने युवराजपद पर 
मेरा भ्रभिषेक कर दिया । में भी कुछ समय तक इस वामलोचना के साथ सुखों 


तीसरा उच्छवास ४रे 


का उपभोग करता रहा । परंतु आप लोगों का वियोग मन में कांटे की तरह 
गड़ रहा था। मेंने एक सिद्ध पुरुष से पुछा । उसने कहा कि महाकाल निवासी 
महादेव की आराधना करो । तभी में पत्नी को लेकर आया हूं । भक्त वत्सल 
गौरीपति की करुणा से आपके चरणारविन्दों के दशंन मुझे प्राप्त हो गए ।' 

यह सुनकर राजवाहन ने उसके पराक्रम का अभिनंदन किया और व्यर्थ ही, 
निरपराधी होने पर भी, जो उसने दण्ड पाया था, उसके लिए द॑व को कोसा । 
इसके बाद उसने अपना सारा वत्तान्त कह सुनाया । 
पुष्पोद्भव का आ पहुंचना 

उसी समय उसने देखा कि पुष्पोदभव उसके चरणों पर माथा टेक रहा है। 
उसने शीघ्र उसे गले से लगाकर आनंदाश्र, बहाते हुए कहा : 'सौम्य सोमदत्त ! 
पुष्पोदभव भी झा गया ।' 

तब वे दोनों भी आालिगन में बंध गए। वियोग का दुःख कम होने पर उसी 
वृक्ष की छाया में बे फिर बैठ गए । राजा ने आदर से हंसकर कहा : 'मित्र ! 
उस ब्राह्मण का काये आ पड़ा था। मेरे मित्र कहीं विध्न न डाल दें इसलिए 
मैं सबको सोता छोड़कर चला गया था । मेरे जाने के बाद जब मित्रगण जागे, 
तब उन्होंने क्या निश्चय किया ? मुझे ढूंढने कहां गए ? आप अकेले किधर चले 
गए थे ? 

पुष्पोदभव ने हाथ जोड़कर मस्तक पर लगाया और सविनय स्वर से कहने 
लगा--- 


चोथा उच्छवास 
पुष्पोदभव का श्रपनी कहानी सुनाना 


देव ! हम समभ तो गए थे कि आप उसी ब्राह्मण के साथ गए होंगे, 
क्योंकि वह भी वहां नहीं था, फिर भी हम लोग तय नहीं कर सके कि आप 
किधर गए होंगे । अन्त में हम लोग अलग-ग्रलग खोजने निकल पड़े । 


विचित्र मिलन 

'घमते-घूमते एक दिन में धूप से म्लान होकर पर्वत के किनारे एक सघन 
छाया वाले पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने को बैठ गया । कुछ श्राहट-सी 
पाकर देखा कि कछुए की-सी एक मनुष्य-छाया धूप में पड़ रही थी । दौड़कर 
मैं पास गया । देखता क्‍या हूं कि बहुत ऊंचाई से एक आदमी नीचे गिर रहा 
है । मुझे दया आ गई । मेंने उसे बीच में ही संभाल लिया। फिर पानी के छीटे ' 
देकर उसे बिठाकर में होश में लाया | उसकी आंखों में दुःख के आंसू थे। मेंने 
पुछा : आप पव॑त से नीचे क्‍यों कूद पड़े ? 

“उसने आंखों को हथेलियों से पोंछकर कहा : सौम्य ! में मगधेह्वर के 
श्रमात्य पदुमोदभव का पुत्र रत्नोदभव हूं । वाणिज्य करने मैं कालयवन द्वीप गया 
था । वहीं एक वरणिणिक्‌-कन्या से मेरा विवाह हो गया । कुछ दिनों के उपरान्त 
में अपनी स्त्री के साथ स्वदेश के लिए लोटा । मेरा जहाज़ किनारे से कुछ ही 
दूर बढ़ा था कि एक चट्टान से टकराकर छिन्न-भिन्‍न हो गया और उसके सभी 
यात्री डूब गए । में अकेला भाग्य से किनारे जा लगा । पत्नी के वियोग में समुद्र 
में बहता हुआ में एक सिद्ध तापस के पास जा पहुंचा। उसने कहा : सोलह वर्ष 
बाद मिलोगे । सोलह वर्ष भी बीत गए, पर मेरे दुःख का भ्रन्त नहीं हुआ । इसीसे 
मैं पहाड़ से नीचे कूद पड़ा । 

अभी हम बातें ही कर रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देने 


चौथा उच्छुवास ५५ 


लगी । वह कह रही थी : जब सिद्ध तापस ने कहा है कि तुम्हारे पति और पुत्र 
दोनों मिल जाएंगे, तो विरह को सहने में श्रसमर्थ होकर तुम्हारा इस तरह जल 
मरना बिल्कुल ठीक नहीं है । 

में समझ गया कि यह मेरे पिता ही हैं । मैंने कहा : तात ! अभी मुझे 
आपको बहुत कुछ बताना है, पर पीछे कहूंगा । इस समय वह स्त्री रो रही है। 
में सह नहीं सकता । आप तनिक रुकिए । 

में शीघ्रता से श्रागें बढ़ गया । वहां देखा, एक स्त्री हाथ जोड़े बंटी है 
और अपने सामने सुलगती-धधकती भयानक आ्राग में कूदने को तैयार है। में 
भंपटकर पहुंचा और उसे मेंने आग से दूर कर दिया । पास ही रोती हुई 
बुढ़िया श्रौर उस स्त्री को साथ लेकर मैं पिता की तरफ चला । मैंने वृद्धा से 
कहा : व॒द्धे ! तुम दोनों कौन हो ? कहां रहती हो ? इस वन में अ्रकेली क्‍यों « 
दुःख पा रही हो ? 

गदुगद होकर वृद्धा ने कहा : बेठा |! कालयवन द्वीप में कालग्रुप्त नामक 
एक वैश्य था । यह उसकी सुवृत्ता नामक पुत्री है। यह श्रपने पति रत्नोदभव 
के साथ जहाज़ पर आ रही थी कि श्रचानक जहाज़ डूब गया और मैं और ये 
दोनों एक पटरे के सहारे बहती सौभाग्य से किनारे आ लगीं । इसका प्रसवकाल 
था, सो पुत्र हुआ । दुर्भाग्य से बालक को एक जंगली हाथी उठा ले गया । तब 
से यह बेचारी मेरे साथ भटक रही है । एक सिद्ध ने कहा था कि सोलह वर्ष 
बाद तेरा पुत्र श्रोर पति मिलेगा। उसीपर भरोसा कर बेचारी ने आश्रम में 
रहकर सोलह वर्ष बिता दिए। समय पूरा होने पर भी जब वे न मिले तो दुःख 
न सह सकी, जलकर मरने को तैयार हो गई 

में जान गया कि यह मेरी मां है। मेंने उसे दण्डवत प्रणाम किया और 
ग्रपनी सारी कहानी सुनाई । तब मेंने प्रसन्‍नवदन और अ्रचरज से आंखें फाड़कर 
देखने वाले अपने पिता का परिचय कराया । तब माता-पिता ने एक दूसरे को 
पहचान लिया श्र दोनों मुझे हृदय से लगाकर, माथा सूंघकर मुझे आंसुभों से 
भिगोने लगे । 

'फिर हम लोग एक पेड़ की छाया में बंठ गए । 

'पिता ने पूछा : महीवल्लभ राजहंस के क्या हाल हैं ? 


५ दशकुमारचरित 


तब मैंने राज खोना, श्रापका जन्म, सब कुमारों का मिलन, आपका दिग्वि- 
जय को प्रस्थान, भ्रापका मातंग के साथ जाना और हमारा खोज में लग 
जाना, यह सब बातें कह सुनाई । फिर उन दोनों को एक मुनि के प्ाश्नम में 
ले जाकर टिका दिया और में आपकी खोज में लग गया । 

“एक दिन मेंने सोचा कि सब काम धन से ही सधते हैं। आपके श्रनुग्रह से 
मुझे एक तरकीब सूक गई । मेंने अपनी मदद करने लायक कुछ शिष्य तैयार 
किए और विध्यावटी के एक पुराने खण्डहर नगर में जा पहुंचा । वहां मेंने 
अ्रपनी आंखों में सिद्धांजन लगाया और मुझे पेड़ों के नीचे गड़े धन के कलश 
दिखाई देने लगे । मैंने उनपर रक्षक नियुक्त करके उन्हें खोदकर असंख्य दीनार 
निकाले । उसी समय वहीं वणिकों का एक सार्थवाह झ्राकर टिका । मैंने उनसे 
कुछ बलवान बल और गाड़ियां खरीदीं और अन्य कुछ वस्तु ढोने का बहाना 
कर दिया । फिर उनपर धन को ढो-ढोकर उसी पड़ाव पर ले आया । उनका 
झ्रधिकारी वरणिक चंद्रपाल था । मैंने उससे मित्रता गांठ ली और उसके साथ के 
साथ उज्जयिनी पहुंच गया । कुछ काल के उपरांत में माता-पिता को भी अपने 
पास ले आया । सर्वंगरुणसम्पन्न चंद्रपाल के पिता बंधुपाल के साथ जाकर मेंने 
मालव-नरेश का दर्शन किया श्ौर उनकी आ्राज्ञा लेकर में छिषकर उसी नगरी 
में रहने लग गया । में आपको ढूंढ रहा था । बंधुपाल ने कहा : यों क्या आप 
सारे भूमण्डल में अपने मित्र को ढूंढ सकते हैं ? श्राप चुप बेठिए | समय आने 
दें। मैं श्रापको शुभ शकुन बताऊंगा । अपने आप आपके स्वामी श्रापको मिल 
जाएंगे । 

“इन मीठे बचनों से मुझे धैर्य बंधा और में उसीके पास रहने लगा । 
बालचंद्रिका से श्रेम 

“एक दिन की बात है कि मैंने साक्षात्‌ लक्ष्मी की-सी सुन्दरी बालचंद्रिका नामक 
एक वणिक्‌-कन्या को देखा । वह चंद्रवदनी थी । रूप श्र यौवन उसके शरीर 
से फूट रहे थे। नयनों में दींप्ति थी | मेरा तो धैर्य हाथ से निकल गया श्रौर 
मदनबाण से पीड़ित हो गया । चकित मृगशावक-नयना वह मदन-कुसुम-शर 
जैसे कटाक्ष मार-मारकर मलयकंपिता लता-सी कंप गई । प्रेम और लज्जा के 
प्रत्यक्ष हाव-भावों से बार-बार मुझे देख-देखकर ही वह मुभपर अपना मन 


चौथा उच्छवास ९७ 


उंडेल गई । अब में अपने चातु्य और ग्रुप्त प्रयत्नों से उसके मन का स्लेंह 
जानकर उससे सुख-संगम का उपाय सोचने लगा । एक दिन बंधुपाल मेरे साथ 
आपके बारे में पता चलाने को नगर के बाहर विहारवन में गया । निकट के एक 
वृक्ष पर बोलते पक्षी की बोली सुनने खड़ा हो गया । 


बंधुपाल का शकुन विचारना 


में श्रपने मन की उत्सुकता को बहलाने के लिए ऐसे ही टहलते-टहलते एक 
भर उपवन में सरोवर के किनारे जा पहुंचा । वहां मेरी इच्छा हृदय में लिए 
चितिता, उदास-सी बालचंद्रिका मुझे मिली । 

वह सुन्दरी संभ्रम, प्रेम और लज्जा से बहुत ही सुंदर दिखने लगी। में 
उसका रूप देखकर श्रानंद लेता रहा । कितु उसके मुख पर विषाद की छाया 
थी । मेंने समझा यह कामवासना से व्याकुलता बढ़ जाने का कारण था । 
मेंने उसके पास जाकर पुछा : हे सुंदरी ! तुम्हारे मुख पर यह दीन भ्रवसाद 
क्यों है ? मुझे बताओ । 


एकांत था ही । वह मौका पा गई । लज्जा और भय छोड़कर वह मुभसे 
धीरे-धीरे कहने लगी : सौम्य ! मालवराज मानसार ने बुढ़ापे के कारण राज्य 
चलाने में श्रशकक्‍त होकर अपने पुत्र दपंसार का उज्जयिनी में राज्याभिषेक कर 
दिया । वह सातों सागर वाली समस्त पृथ्वी का पालन करने के लिए तपस्या 
करने हिमालय पर्वत पर चला गया। अ्रपना राज्य वह अपनी बुआ के दो दुष्कर्मी 
चण्डवर्मा और दारुवर्मा नामक लड़कों को सौंप गया । चण्डवर्मा तो शत्रहीन 
राज्य का शासन करता है और दारुवर्मा बड़े भाई की आज्ञा न मानकर परस्त्री- 
गमन, परधन हरण आदि पापकर्म करता हुआ उत्पात कर रहा है। में आपके 
मन्मथ जैसे रूप पर मोहित हूं। एक दिन मुझे दारुवर्मा ने देख लिया और 
कन्याभोग के पाप की चिता न करके उसने मुभसे बलात्कार करने की चेष्टा 
की । में इसी चिता से व्याकुल और उदास हूं । 

“उसकी मनोव्यथा को जानकर मेने दारुवर्मा को मारने का उपाय सोचकर, 
रोती हुई उस वललभा को आ्राध्वासन दिया । कहा : तरुणी ! तुम्हें चाहने वाले 
दुष्टहदय दारुवर्मा की हत्या का सरल उपाय सोचता हुं। श्रच्छा, तुम यह फैला 


गः 


श््य दशकुमारचरित 


दो कि बालचंद्रिका के ऊपर यक्ष रहता है। जो भी साहसिक रतिमंदिर में उस 
यक्ष को जीतेगा श्रौर सखी के साथ बंठी सुंदरी बालचंद्रिका से बातें करके 
सकुशल लौट आएगा उसीका बालचंद्रिका से विवाह होगा । इसे खूब फैला दो । 
यदि दारुवर्मा इसे सुनकर डर गया तो फिर बात ही क्‍या ? और भअ्रगर फिर 
भी वह दुष्ट पीछा करे तो अपने घर वालों से कहकर उससे कहलवाना कि, हे 
सौम्य ! आप वसुधापति दपंसार के मंत्री हें। हमारे घर में श्रापका ऐसा साहस 
ठीक नहीं है। श्राप सब नगरवासियों के सामने इसे अपने घर ले जाकर 
आनंद से रह सर्के तो इससे विवाह करके अपने मनोरथ पूर्ण करें । वह इस 
बात को स्वीकार कर लेगा । तब में सखी बनकर तुम्हारे संग रहूंगा । तुम मेरे 
साथ उसके घर चली चलना । में मौका पाते ही उसे लात-घूंसों से मार डालूगा 
और तुम्हारी सखी के रूप में बच निकलूृंगा | तुम लज्जा न करना। भय, लज्जा 
छोड़कर श्रपने माता-पिता से हमारे प्रेम की बात कहकर प्रार्थना करना कि वे 
मुभसे तुम्हारा विवाह कर दें। मैं कुलीन हूं, श्रतः उन्हें प्रापत्ति नहीं होगी । 
दारुवर्मा को मारने का उपाय घर के लोगों को बताकर उनका निर्णय मुझे 
बताना । 


सुनकर वह खिल गई । बोली : सुभग ! तुम उस क्रकर्मा दारुवर्मा को 
अवश्य मारोगे। मेरी तो तब सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी । ठीक है, मैं यही 
करूंगी । 

वह विशाल लोचनी यह कहकर मुझे बार-बार देखती हुई घर लौट गई। 
में लोटकर शकुन विद्या के ज्ञाता बंधुपाल के पास भरा गया । उसने शकुन देख- 
कर कहा : तुम्हारी भेंट अपने साथियों से तीस दिन बाद होगी । 

फिर बंधुपाल घर श्रा गया और में भी अपने घर चला श्राया । 


मेरे उपाय के बंधन में दारुवर्मा फंस गया । उसने बालचंद्रिका को विहार 
'करने रतिमंदिर में बुलाया । जब वह जाने को हुई तो उसने मेरे पास अश्रपनी 
दासी भेज दी । मैंने भी मणिजटित नूपुर, मेखला, कद्भूण, कटक, ताटड्ू, हार, 
रेशमी कपड़े धारण करके स्त्रियों की भांति श्रांखों में काजल लगाया और तब 
बलल्‍लभा बालचंद्रिका के साथ उस रतिमंदिर के द्वार तक गया । द्वार से ही मेंने 
'इंगित किया कि में- उपस्थित हूं । दारुवर्मा यह जानकर उठ खड़ा हुआ और 


चौथा उच्छवास 9६ 


उसने आसपास, भीतर-बाहर से लोगों को हटाकर प्रकोष्ठ में एकांत कर दिया 
और हम दोनों को वहां ले गया । यक्षकथा नगर में फेल ही गई थी । कौतूहल- 
वश अनेक नागरिक दारुवर्मा की ड्योढ़ी में श्राकर परिणाम देखने को इकट्ठे 
हो गए थे । 

दारुवर्मा विवेक खो चुका था । उसमें वासना घुमड़ रही थी । हंस पंखों 
से भरे मुलायम गद्दों वाले रत्न जड़े सोने के पलंग पर उसने बालचंद्रिका तथा 
मुझे बिठाया और हमें अनेक रत्नजटित आभूषण, सूक्ष्म वस्त्र, कस्तूरी मिला 
चंदन, कपूर डले पान और सुगंधित फूल ज॑सी वस्तुएं भेंट कीं । में सुन्दर स्त्री 
के वेश में था। अंभेरे में वह मुझे पहचान ही नहीं सका । फिर वह कुछ देर 
हंसी-मज़ाक करता रहा । 


दारुवर्मा का वध और मिलन 


“उसके बाद वह मदांध हो गया और उसने मेरी प्रिया पर हाथ बढ़ाया। 
क्रोध से में लाल हो गया । मेंने उसे निःशंक होकर पलंग से उठाकर नीचे दे 
मारा और छाती पर चढ़कर उसे लात-घूंसों से मार-मार कर बिछा दिया। 
हाथापाई में कुछ मेरे गहने बिखर गए थे । उन्हें मेंने ठीक किया और उस भय- 
भीत प्रिया को ढाढ़स देकर में आंगन में आकर चिल्लाने लगा। मेरा स्वर 
कांप रहा था। मैं चिल्लाया : हाय ! हाय ! बालचंद्रिका के सिर चढ़ा यक्ष 
दारुवर्मा को मारे डाल रहा है। दोड़ो-दोड़ो ! बचाओ-बचाओ-***! 


मेरी आवाज़ सुनकर सबकी श्रांखों में श्रांस श्रा गए । दिद्याएं हाहाकार से 
बहरी हो गईं । वे कहने लगे : इस मदांध ने पहले ही सुन रखा था कि बाल- 
चंद्रिका पर बलवान यक्ष आता है, फिर भी नहीं माना । अश्रपनी करतृत से मरा 
है, इसके लिए रोना-धोना भी क्‍या । वे भीतर आए । उस कोलाहल में में चुप- 
चाप बालचंद्रिका के साथ खिसक गया और अपने घर झा गया ।' 


“कुछ दिन बाद उसी सिद्ध की बताई तरकीब से मेंने उस चंद्रवदनी बाल- 
चंद्रिका से विवाह कर लिया और आनंद से रहने लगा । श्राज बंधुपाल के शकुन 
का दिन था। में नगर के बाहर ञ्रा गया और श्रांखें भी ठंडी हो गईं ।' 


राजवाहन बहुत प्रसन्‍न हुआ । उसने अभ्पना और सोमदत्त का भी हाल 


पू० दशकुमारचरित 


उसे सुनाया। फिर सोमदत्त से कहा : 'महाकालेश्वर की पूजा करके अपनी 
स्त्री श्रौर परिवार को अपने डेरे पर पहुंचाकर मेरे पास आ जाना 

श्रौर राजवाहन पुष्पोदुभव के साथ पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी अनूठी अबंतिका- 
पुरी में गया । वहां पहुंचकर पुष्पोदभव ने श्रपने बंधुपाल आदि साथियों से कहा 
कि ये हमारे प्रभु के पुत्र हैं। उन्होंने श्रनेक प्रकार की सामग्रियों से राजवाहन 
का सत्कार किया। नगर में जब पुृष्पोदभव ने राजवाहन का परिचय कराया 
त्तब कहा कि “यह समस्त कलाकुशल एक ब्राह्मण है ।' 

इसके उपरांत उसने उसे भपने विशाल भवन में स्नान-भोजन कराया। 


पाँचवां उच्छूवास 


राजवाहन का भ्रपना विवाह करना 
चस॑त का आना और राजवाहन को अव॑तिसुन्दरी का दर्शन होना 


वसंतकाल ञझ्रा गया । कामदेव ही इसका सेनापति था। मलय पव॑त के 
सर्पों से इवास भर-भरकर श्रापीत चंदनगंधिता वायु मंथर गति से चल पड़ी । 
वियोगियों के हृदय सुलग उठे । मन्‍्मथ ने आम्रबौरों के मधु का स्वाद ले-लेकर 
लाल कण्ठ हो गए कोकिल की मधुर ध्वनि शौर भ्रमर ग्रुञ्जार से दसों 
दिद्ाएं प्रतिध्वनित कर दीं। मानिनी युवतियां भी चपल हो उठीं। आाम्न, 
निर्गुण्डी, रक्ताशोक, पलाश भौर तिलक में नई कोंपलें फूट श्राई और रसिकों 
के हृदय में मदनमहोत्सव मनाने का उल्लास भर गया । 


ऐसे रमणीय काल में मानसार की पुत्री अ्वंतिसुन्दरी अपनी प्यारी सहेली 
बालचंद्रिका के साथ विहार की उत्कण्ठा से नगर के पास के उद्यान में गई । 
उसके साथ नगर की ग्ननेक सुन्दरियां भी थीं । भ्रवंतिसुन्दरी ने वहां जाकर एक 
छोटे-से झ्ाम के पेड़ के नीचे बैठकर चंदन, पुष्प, हल्दी, अरक्षत, चीन देश के 
बने रेशमी कपड़ों भ्रौर श्रनेक सामग्रियों से कामदेव की पूजा की । 


कामपत्नी रति की-सी सुन्दरी भ्रवंतिसुन्दरी को देखने के लिए राजवाहन 
पुष्पोदुभव के साथ ऐसे ही आ पहुंचा जैसे कामदेव भ्रपने साथ वसंत ले आया 
हो । मलयानिल की मंद भकोरों में नयी कोंपलों, कुसुम भौर बोरों से भुके भ्राम 
के पेड़ पर कोयल बोल रही थी। तोतों के भुण्ड और भौरे मीठी तान छेड़ 
रहे थे। नीले और श्वेत कमल कुछ-कुछ खिल गए थे | कुमुदिनी और लाल 
कमलों की भीड़ पर चंचल कलहंस, सारस और चक्रवाकों के भुण्ड कलरव 
ऋकार कर रहे थे । निमंल शीतल जल से सरोवर भरे हुए थे। दोनों ही इस 
शोभा को देखते हुए श्रवंतिसुन्दरी के समीप पहुंच गए। 


५२ दशकुमारचरित 


बालचंद्रिका ने दूर ही से राजवाहन को हाथ का इशारा किया ज॑से चले 
ग्राइए, कोई डर नहीं । इंद्र को भी अपने तेज से पराजित करने वाला राज- 
वाहन कृशोदरी अवंतिसुन्दरी के पास पहुंच गया । 


वह ऐसी लगती थी ज॑से कामदेव ने रति का मन बहलाने को स्त्री जाति 
की एक शालभड्जिका (पुतली) बना दी हो। क्रीड़ा सरोवर के शरद ऋतु 
के कमलों की शोभा से मानो मदन ने उसके चरण बनाए थे। उद्यान की 
बावड़ी में मस्ती से घूमने वाली हंसिनी की गति लेकर ही इस अलसगमना की 
चाल बनाई गई थी। अपने तरकश की शोभा से दोनों जांघें, अपने लीलामंदिर 
के द्वार पर लगे कदली की शोभा से घुटने, जंत्ररथ की शोभा से सघन जघन, 
पीली कमल कलियों से कर्णाभूषण तथा गंगा के भंवर जैसी नाभि बनाई थी। 
प्रासाद के सोपानों-सी जिबली थी । धनुष के आगे लगे फूलों पर मंडराते भौरों 
की भांति उसकी रोमावलि थी । पूर्ण स्वर्ण कुंभ-से स्तन थे । लतामण्डप की 
कोमलता से उसके हाथ, जयशंख की सुंदरता से कण्ठ, कर्णफूल की जगह लटकी 
आाम्रमंजरी की ललाई से वर्ण, बिबाफल से रक्‍त वर्ण होंठ, बाणाकार कुसुमों से 
मंद मुस्कान, प्रथम कामदूृती और कोकिला की वाणी से उसकी बोली, अपनी 
समस्त सेना के सेनापति मलयपवन को सुगंधि से उसका श्वास, जयध्वज की 
मछलियों से नयन, धनुषयष्टि से अ्रूलताएं, श्रपने प्रथम मित्र चंद्रमा की कलंक- 
हीन छवि से उसका मुख और लीला मयूर के पंखों से केश बनाए थे। ऐसा 
लगता था जैसे कामदेव ने ही उसको सकल गंध-सामग्रियों, कस्तूरी, चंदन श्रादि 
के जल से नहलाया था और शरीर भर में कर्पूर का चूर्ण मलकर उपस्थित कर 
दिया था | वह मूर्तिमती लक्ष्मी-सी सुंदरी थी | जब उस मालवकन्या ने कामदेव 
की पूजा कर ली तब देखा कि उसके ही पुजा किए हुए देवता का-सा सुंदर 
राजवाहन सामने था । वह काम के बस में हो गई । मंद-मंद बहती वायु में 
कांपती लता की भांति वह हिल उठी । फिर लज्जा से उसने खेल बंद कर 
दिया और एक ओर बंठकर न जाने क्या-क्या सोचने में लग गई । 

जैसे घुन चलते समय शअ्रनजान में ही अक्षर की श्राकृति बना जाता है, शायद 
ब्रह्मा के हाथों यह सुन्दरी भी भ्रचानक ही बन गई थी। भ्रन्यथा संसार की सभी 
स्त्रियां ऐसी क्‍यों नहीं होतीं ? राजवाहन यही सोच रहा था । अवंतिसुन्दरी 


पांचवां उच्छवास परे 


लज्जा से उसके सामने न बंठकर सखियों की श्राड़ में बैठ गई और उसे तिरछी 
भौहों से कटाक्ष करती हुई-सी ऐसे देखने लगी ज॑से मृग पर कोई जाल फेंका 
जा रहा था । और राजवाहन का मन तो इन इश्ारों से काम के बाणों से बिध- 
बिध गया । श्रवंतिसृंदरी मन ही मन सोचने लगी । न जाने यह असाधारण 
सुन्दर कुमार किस पुरी के होंगे, जहां की भाग्यशीला तरुणियां इन्हें देख-देखकर 
अपनी आंखें सफल करती होंगी । इन्हें पुत्र कहकर प्रसन्न होने वाली स्त्री तो 
सब स्त्रियों में श्रेष्ठ कही जाती होगी ! इनकी पत्नी कौन होगी जाने ! ये 
यहां कंसे आए हैं ? कामदेव इनसे तो हार गया है पर में इन्हें देखती हूं तो 
ईर्ष्या से मेरे मन को मथकर अपना मन्मथ नाम सार्थक कर रहा है। में कंसे 
पता चलाऊं ? 


बालचंद्रिका इन दोनों की भावभंगिमा से ही इनके मन की बात सम 
गई । उसने सब स्त्रियों के सामने यह कहना तो ठीक नहीं समभा कि वह एक 
राजकुमार था । केवल यों ही बातों के सिलसिले में कह दिया : 'भत्‌ दारिके ! ' 
यह सकल कलाकुशल, देवताओं को प्रसन्न करने में चतुर, यृद्धविद्या में निपुण, 
मणि, मंत्र और ओषधियों के विशेषज्ञ एक ब्राह्मण कुमार हैं । आपका आदर 
पाने के योग्य हैं । आप इनकी पुजा करें ।' 


बालचंद्रिका ने मन की बात कह दी । राजकन्या प्रसन्‍न होकर उसके साथ 
उठ खड़ी हुई श्र मंदमलयानिल से कंपित तरंगमाला की भांति काम पीड़िता- 
सी वह आगे आई । उसने कामपराभवका री श्रत्यन्त सुंदर राजवाहन को एक 
उचित आसन पर बिठाकर, सखियों के हाथों जुटाई गंध, कुसुम, श्रक्षत, कपूर, 
पान आ्रादि अनेक वस्तुओं से उसकी पुजा कराई । 


राजवाहन सोचने लगा--यह यज्ञवती अवश्य ही मेरी पुर्वंजन्म की पत्नी है । 
ग्रन्यथा मेरे मन में इसके लिए इतना प्रेम कैसे पंदा हो सकता था ? श्ञाप 


ज« -५७--3औव०.3>4२०००००३००५५५५०+०७-+ ७ +०++० --*०>०>>- 


३, स्वामी की पुत्री. 


२. आजकल पूजा करने का अथ पिटाई करना होता है । पुराने समय में देवता की 
यूजा को आराधना कहते थे, मनुष्य के सत्कार को पूजा। यह भेद स्पष्ट करने को ही हमने 
मूल का ही शब्द यहद्दां लिखा है 

३. पवित्र स्त्री 


५५ दरशाकुमारचरित 


समाप्त होने के समय उस तपस्वी ने पूर्व जन्म की बातें याद रह जाने का जो 
भ्राशीर्वाद दिया था, वह मुभमें और इसमें एक-सा लग रहा है। फिर भी काल 
का बहुत अंतर पड़ जाने से में इसे पुरानी बातें याद दिलाऊंगा । 


राजवाहन का पूर्व॑जन्म की कथा सुनाना 

ग्रभी यह सोच ही रहा था कि एक राजहंस केलिक्ीड़ा करने श्रवंतिसुन्दरी 
के पास भ्रा गया । राजकन्या उसे देखकर उत्सुक हो उठी । उसने बालचंद्रिका 
को उसे पकड़ने भेजा । मौका पाकर वाकचतुर राजवाहन कहने लगा : 'सखि ! 
पहले कभी शाम्ब नामक राजा अपनी प्रिया के साथ विहार की इच्छा से एक 
सुन्दर सरोवर के पास गया । वहां कमलवन में एक राजहंस ऊंघ रहा था। उसे 
शाम्ब ने धीरे से पकड़कर उसके पांवों को मृणाल से बांध दिया । फिर प्रेम से 
प्रिया की ओर देखकर मुस्कराकर वह बोला : हे इन्दुवदनी ! मेंने राजहंस को 
बांध दिया । अब यह मुनि की तरह शांत होकर बंठा है । भ्रच्छा श्रब इसे छोड़ 
दूं। यह चला जाएगा । 

“उस राजहंस ने शाम्ब को शाप दिया : हे महीपाल ! में कमल में अनुष्ठान- 
परायण होकर परमानंद से बंठा था । मुझ ब्रह्मचारी को अका रण ही राज्यगव 
से तुमने अपमानित किया है, तो में भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें स्त्री-विरह 
सताएगा । 

शाम्ब का मुख उदास हो गया और जीवन की शअ्राधार प्रिया से बिछुड़ना 
दुवंह समभता हुआ वह उसके चरणों पर गिरकर विनम्रता से बोला : महाभाग ! 
मेंने अज्ञान में भूल कर दी है। क्षमा करें। तापस के मन में करुणा जगी । 
उसने कहा : राजन्‌ ! इस जन्म में तो मेरा शाप तुमपर प्रभाव नहीं डालेगा, 
परन्तु अगले जन्म में जब तुम दूसरा शरीर धारण करोगे तब यही कमलनयनी 
तुम्हारी पत्नी बनेगी और तुम इसके पति । तुमने दो मुह॒र्त को जो मेरे पांव बांधे 
हैं, इसलिए दो महीने तक तुम्हारे पांवों में बेड़ियां पड़ी रहेंगी और तुम्हें स्त्री- 
वियोग का दुःख होगा । इसके उपरांत तुम बहुत दिनों तक राज्यसुख प्राप्त 
करोगे । 

“इसके बाद तपस्वी ने उसको जातिस्मर' होने का भी वर दिया | इसीलिए 


१. पूव जन्म की बात याद रहना 


पांचवां उच्छवास ५४. 


कहता हूं कि इस हंस को आप अरब बांधे नहीं ।' 

भतृ दारिका को भी राजकुमार की बातें सुनते ही पहले जन्म की बातें याद 
भ्रा गईं। और उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा प्राणप्रिय है। यही मेरा 
पति है। यह मन में निश्चय होने पर उसका हृदय खिल उठा और मंदहास 
करती हुई वह बोली : 'सौम्य ! पहले शाम्ब ने यज्ञवती पत्नी की श्राज्ञा से ही 
राजहंस बांधा था। पता चलता है, इससे संसार में समझदार लोग भी श्रनजान 
में भूल कर जाते हैं ।' 

इस तरह पृ्व॑जन्म की बातें याद करके दोनों काम के वश्ञ में हो गए । 


रानी का आना ओर विरह में कष्ट होना 


उसी अवसर पर मालवराज की पटरानी सेवकों के साथ पुत्री का खेल 
देखने को आ पहुंचीं। बालचंद्रिका ने उन्हें दूर ही से देखकर घबराई-सी, कि 
इनका प्रेम रानी को पता न चल जाए, राजवाहन को हाथ के इशारे से 
पुष्पोदभव के वृक्षों की भ्राड़ में मेज दिया | मानसार की पटरानी कुछ देर वहां 
ठहरी और सखियों से खेलती राजकन्या को देखती रही । फिर वह राजकन्या 
को लेकर महल में जाने को तैयार हुई | माता के पीछे जाती हुई श्रवंतिसुन्दरी 
ने कहा : हे राजहंस-कुल-तिलक ! तुम इस विहारवाटिका में मेरे साथ केलि 
करने आए थे । लेकिन में भ्रचानक ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूं क्योंकि मुझे 
माता के साथ जाना है । तुम मेरे प्रेम को इससे कम न समभना ।' 

यों हंस के बहाने से उसने राजवाहन को यह संदेश सुना दिया । और दीन 
नयनों से बार-बार मुड़-मुड़कर देखती हुई वह अपने महल को चली गई । 

वहां प्रियतम की बातें करने में उसे बालचंद्रिका से राजवाहन के वंश और 
नाम का पता चला तो मदनबाणों से मन घायल हो गया । क्ृष्णपक्ष के चंद्रमा 
की भांति वह विरह से क्षीण हो चली । खाना-पीना-सोना छूट-सा गया । वह 
एक प्रकोष्ठ में चंदन के जल से भीगे फूलों भौर पत्तों के बिछौने पर लेट-लेटकर 
समय काटने लगी । 

जब सखियों ने यह हाल देखा तो दुःख से व्याकुल हो गईं। उन्होंने उसे 
नहलाने को एक सोने के घड़े में मलयगिरि चंदन, खस, कपूर इत्यादि मिलाकर 


हक दशकुमारचरित 


जल तैयार किया । कमलनाल के वस्त्र, कमल के पत्तों के पखे और संताप मिटाने 
वाली शनेक वस्तुएं एकत्र कीं कि उसके शरीर को शीतलता प्रदान की जाए । 
परन्तु इन सबसे उसका संताप ऐसे ही बढ़ा जसे खौलते तेल में पानी के छींटों 
से होता है। क्या किया जाए ?” यही सोचते हुए उसने श्रांसूभरी श्रांखों से 
बालचंद्रिका की ओर देखा । उस प्रदीप्त विरह की अ्रग्नि से उसके उच्छुवास 
ऊष्ण हो उठे थे, मुख मलिन था और अंग-प्रत्यंग शिथिल हो गए थे । वह गद्गद 
स्वर से धीरे-धीरे विलाप-सा करने लगी : 'हे प्रिय सखि ! कुसुमायुध के पंच- 
बाण फूलों के होते हैं, यह जो लोग कहते हैं, मुझे कूठ-सा लगता है । वह तो मुभे 
लोहे के असंख्य बाणों से मार रहा है। सखि ! यह हिमराशि कहलाने वाला 
चन्द्रमा तो बाड़वानल से भी अधिक धधकता हुआ लगता है | मेरी बात सच है 
कि यह चंद्रमा समुद्र में डूब जाता है तब समुद्र सूख जाता है. पर शुक्ल पक्ष में 
यह जब झाकाश में चला जाता है, तब दहन से बच जाने के कारण समुद्र भी 
बढ़ने लगता है । इस चंद्रमा के दुष्कर्मों का में कहां तक वर्णन करूं ? यह तो 
अपनी सगी बहन लक्ष्मी के निवास स्थान कमल को भी खिलने नहीं देता । मेरे 
हृदय में ऐसी विरह की आग जल रही है कि जब मलयानिल छूता है तो वह भी 
गरम हो जाता है। नई कोंपलों का यह नर्मं बिछौना भी ऐसा लाल-लाल है कि 
वह श्रग्नि की लपटों-सा मेरी देह को भुलसाए देता है। मलयगिरि चंदन लगाती 
हूं तो शरीर जल उठता है, ज॑से चंदन के पेड़ों पर लिपटे सांपों ने जो अपने 
जहरीले दांत उनके तनों में गड़ाए थे, वह सारा विष इकट्ठा होकर उसमें रह गया 
था और श्रब वही मुझे सता रहा है। इन शीतल उपचारों का प्रयोग तो व्यर्थ 
है। वह कामदेव को भी लावण्य में हराने वाले कुमार ही मुझे मेरे कामज्वर के 
ठीक कर सकते हैं | पर वे मिल भी कंसे सकते हैं ? हाय में क्या करूं ? ! 

कामज्वर की चरम सीमा पर पहुंची सखि की यह हालत देखकर बाल- 
चंद्रिका समझ गई कि यह तो राजवाहन पर रीभक गई है। उसने सोचा कि अरब 
तो इसका कामज्वर चरम सीमा पर पहुंच गया है । 


१, कमलालया--लच्तमी कमल पर रहती है । लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों ही समुद्र 
मंथन में समुद्र से बाहर निकले थे, अतः वे भाई्-बहिन हुए । पुराने लोग यह भी सोचते 
थ कि चंद्रमा भ्रन्धेरे पाख में समुद्र में डूब जाता है | कामदेव के बाण फूलों के माने जाते 

। 


पांचवां उच्छवास ५१७ 


बड़ी श्रसहाय दशा थी। वह सोचने लगी । मुझे कुमार को जल्दी ले आना 
चाहिए, नहीं तो कामदेव इसकी हालत नाजुक कर देगा । बाग में जब ये एक 
दूसरे को देख रहे थे कामदेव ने दोनों को ही बीघा था । इसलिए उसे लाना 
कठिन नहीं होगा । 
अ्रवंतिसुन्दरी की रक्षा में निपुण सखियां लगाकर वह राजकुमार के महल में 
गई | वहां क्या देखती है कि कामदेव के तरकस-सा मन हो रहा था कुमार का; 
इतने बाण भरे थे उसमें । कामज्वर से पत्तों का वह बिछोना कुम्हला गया था 
जिसपर वह बंठा था। वह ज॑से प्रिया को देखता हुआ कुछ बातें कर रहा था 
कामदेव से । जब उसने बालचंद्रिका ज॑सी प्रिया की सखी को देखा तो लगा उसे 
कि जिस जड़ी-बूटी को ढुंढ॒ रहा था, वह परों तले ही पड़ी मिल गई थी । 
कुमार प्रसन्‍न हो उठा। कहा : 'आ्राओ, यहां बंठो ।” माथे पर लगाए जाने 
वाले श्रृंगार कमल की तरह बालचंद्रिका ने हाथ जोड़े और बंठकर उसने अत्यंत 
स्नेह से अवंतिसुन्दरी का भिजवाया कपुर मिला पान का बीड़ा विनम्नता से 
कुमार के आगे कर दिया। कुमार ने पूछा : 'कैसी है ।' ह॒ 
बालचंद्रिका ने कहा : कुमार ! जब से देखा है तब से काम बुरी तरह सता 
रहा है । न फूलों की सेज पर चन पड़ता है, न कहीं। जंसे बौने के सामने हाथ 
की पहुंच से ऊंचा फल आ जाए तो बौना दुःखी हो जाता है, वैसी ही उसकी 
हालत है । भ्रापसे श्रालिगन हो जाए, जो अ्रलभ है, यही सोच कामांध हो गई 
है। बड़ी चाहना से यह चिट्ठी लिखकर भेजी है उसने । कहा था मुभसे कि इसे 
ले जाकर मेरे प्रियतम तक पहुंचा दे ।! . 
राजकुमार ने चिट्ठी खोली श्रौर पढ़ा : 
हे कुसुम-सुकुमार ! तेरा सुघर सुन्दर 
रूप जिस क्षण से निहारा 
खो गया है मन विकल यह 
ढूंढता तेरा किनारा ! 
ग्रो सलज कोमल सलोने 
दीखता तू हाय मुदु-कल ! 
क्‍यों न मत अपना बनाता 
प्रज्भु-प्रज्ञों-सा सुकोमल ! 


पूट दर्शकुमारचरित 


यह पढ़कर कुमार ने झादर से कहा : 'सखि ! पुष्पोदभव छाया की तरह 
मेरे साथ ही रहता है । तुम पुष्पोदभव की प्रेयसि हो । उस मृगनयनी की प्रिय 
सख्री के रूप में जों बाहर घमती-फिरती हो, सो तुम उसका प्राण बन गई हो । 
जसे बिरवे का थामला होता है, इस कार्य में तुम्हारी चतुराई है। जिसमें उसकी 
इच्छा पुरी हो शौर जो तुम चाहो, सो में करूंगा । उस मृदुलांगी ने मेरे हृदय 
को कठोर बताया है, पर वह तो क्रीड़ावन से ही मेरे मन को चुरा ले गई है । 
वह तो मेरे मन की कठोरता और कोमलता स्वयं जानती है। किसी कुमारी के 
अन्तःपुर में घुसना साधारण बात नहीं है । में कोई तरकीब सोचकर कल या 
परसों उससे मिलूंगा | मेरा हाल कहना । कोई तरकीब करना कि सिरस फूल- 
से कोमल अंगों वाली वह श्रवंतिसुन्दरी कोई कष्ट न पाए । 

बालचंद्रिका राजकुमार के प्रेमभरे वचन सुनकर प्रसन्‍न होकर राजकन्या के 
अंतःपुर में चली गईं। राजवाहन भ्रपनी विरह-वेदना को दूर करने वहीं उद्यान में 
गया जहां प्रिया का पहला दरस मिला था। संग था पुष्पोदभव । चकोरनयनी 
प्रिया ने जो जहां फूल इकट्ठे किए थे, पत्ते छुए थे, व॒क्षों में घमी थी, जहां उस 
चंद्रवदनी ने मन्मथपुजन किया था, जहां कोमलांगी के चरणों के चिह्न बालू में 
पड़ गए थे, जहां सुदंती माधवीलता मण्डप में पत्तों की शय्या पर लेटी थी, सब- 
को देखने लगा । पहली नज़र से बाद तक कसे-कसे उसके हाव-भाव बदले थे 
याद आने लगा । मंद-मंद मलयानिल से हिलते श्राम के बिरवों के पत्ते काम- 
ज्वाला की लपटों-से कांप रहे थे । और कामदेव के ग़ुप्तवर कोयल, तोते, भौरे 
उड़ते हुए कलरव और गुंजन भर रहे थे। राजकुमार की झ्राग भड़क उठी । 
व्याकुल हो उठा । चैन नहीं पड़ा कहीं । लगा इधर-उधर घूमने । 
ऐंद्रजालिक विधेश्वर का आकर वचन देना 

तभी महीन रंगीन वस्त्र पहने एक ब्राह्मण वहां श्रा गया । उसके कानों में 
रत्नजटित कुण्डल थे । उसके साथ एक श्रादमी था जिसका सिर मुंडा हुआ 
था । वह वेश-भूषा से बड़ा चतुर और सज्जन लगता था। तेजस्वी था। राज- 
वाहन के पास आकर उसने आ्राशीर्वाद दिया । राजवाहन ने नम्नता से पुछा : भाप 
कौन हैं ? किस विद्या में निपुण हैं ? 

उसने कहा : 'मेरा नाम विद्वेश्वर है । में इन्द्रजाल विद्या का पंडित हूं । 
झनेक देशों के राजाओं को अपने जादू से प्रसन्‍न करता मैं झ्ाज श्रापकी उज्जयिनी 


पांचवां उच्छवास ५६ 


नगरी में श्रा पहुंचा हूं ।' 

फिर उसने राजवाहन को गौर से देखकर हंसकर पूछा : आप इस लीला- 
वन में भी इतने पीले-से क्‍यों दीख पड़ते हैं ?” 

पृष्पोदभव को लगा कि यह काम में मदद दे सकता है। आ्राशा बंधी तो 
भागे बढ़ा । आदर से बोला : “अच्छे लोग तो श्रागे बढ़कर बातें करने लगते हें। 
शोर ऐसी भिय बातें करके तो आप हमारे मित्र ही हो मछ। श्रव आपसे छिपाएं, 
ऐसी क्या बात रह गई ? सुनिए | सुबह इसी कीड़ा वन में वसन्‍्त महोत्सव में . 
मालवराज की कुमारी अ्रवंतिसुन्दरी आई थी । इन दोनों ने एक दूसरे को देखा 
तो मन हार बंठे । पर सिद्धि नहीं लगती, मिलें कसे ? और फिर बिछोह न हो । 
संभोग-सुख कंसे प्राप्त हो ? तभी इनका यह हाल है ।' 

राजकुमार का मुंह लाज से लाल हो गया । 

विद्येश्वर ने मंद-मंद मुस्कराते हुए कहा : देव ! मैं श्रापका सेवक मौजूद 
हूँ, फिर भला संसार में कौन-सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता ? आप राज- 
कन्या से किसी सखि के द्वारा कहलवा दें कि में इन्द्रजाल विद्या से मालवराज 
देव मानसार को मोहित करके नगरवासियों के सामने तुमसे विवाह कर तुम्हें 
तुम्हारे राजमहल में ले जाऊंगा ।' 

राजवाहन तो सुनते ही प्रसन्‍न हो उठा । उस अचानक बने साथी, ठग, 
ग्रसली और नकली प्रेम का भेद जानने वाले विद्येश्वर को उन्होंने भादर से 
विदा किया । 

राजवाहन को लगा कि विद्येश्वर के कौशल से काम पूरा होकर ही रहेगा । 
वह पुष्पोदभव के साथ घर लौट गया । बालचंद्रिका को सादर बुलवाकर ब्राह्मण 
की बताई मिलन की तरकीब समझा दी भर रात कैसे बिताऊं इस चिंता में 
पड़ गया । 
विद्येववर का खेल-खेल में राजवाहन ओर अब॑तियुन्दरी का विवाह करा देना 

दूसरे दिन प्रातःकाल रस-भाव-रीति-चतुर विद्येदवर भ्रपने श्रनेक साथियों 
के साथ राजद्वार पर पहुंचा । दौवारिक को भेजकर उसने देव मानसार के पास 
झपना संदेश पहुंचाया कि जादूगर आया हैं। महाराज भ्रौर रानियों ने उसे बड़े 
कौतूहल से बुलवाया । वह भीतर चला ओर दूसरी ड्यौढी लांघकर बड़े विनीत 
भाव से महाराज को झ्ाशीष दिया । फिर उसकी आज्ञा से उसके साथी श्रनेक प्रकार 


6० दशकुमारचरित 


के बाजे बजाने लगे । गायिकाएं मदल-कल-को किल-मज्जुल-ध्वनि से गाने लगीं । 
वह मोर के पंखों का मोरछल मंत्र पढ़-पढ़कर घुमाने लगा कि सबकी दृष्टि उसी- 
पर जम जाए । उसके सब साथी उसके चारों शोर घूमने लगे । औौर वह भ्रांखें 
मूंदकर क्षण भर चुप हो गया । इसके बाद श्रनेक बड़े-बड़े फन फैलाए सर्प निकल 
पड़े । वे मुखों से भयंकर विष उगल रहे थे और उनके सिर की मरिग उस राज- 
मंदिर के प्रांगण को चौंध से भरने लगी। सभी वहां उन्हें देखकर डर गए । फिर 
बड़े-बड़े गृुद्ध आगए ओर उन बड़े-बड़े सांपों को पकड़कर श्राकाश में उड़ने लगे । 
उसके बाद उस ब्राह्मण ने नृसिह श्रवतार द्वारा हरण्यकशिपु दत्य की छाती 
फाड़े जाने का भ्रद्भुत दरय दिखाया और तब उसने राजा से कहा : “राजन ! 
अब खेल के अन्त में एक शुभसूचक दृश्य देखना ठीक है। इसलिए कल्याण- 
परंपरा की प्राप्ति करने को आपकी कन्या के भ्राकार की एक तरुणी का सर्वे 
लक्षणयुक्त एक राजकुमार से विवाह कराऊंगा ।* 

यह खेल देखने को तो राजा बड़ा ही उत्सुक हुआ । उसने तुरन्त आज्ञा दी 
कि खेल प्रारंभ करो । विद्येश्वर का चेहरा श्रपनी कामना पूर्ण होते देख खिल 
उठा । उसने तुरंत सबको मोहित करने वाला एक अ्रझ्जन निकाला और अपनी 
आंखों में लगाया और चारों ओर देखने लगा । वहां तो सब लोग समझ रहे 
थे कि यह भी कोई खेल है, सो चमत्कृत-से उसे देखने लगे । विद्येश्वर ने विवाह के 
मंत्रों का उच्चा रण करके अग्नि को साक्षी करके पहले से त॑यार होकर श्रच्छे 
वस्त्राभूषण पहनकर झाई हुई अवंतिसुन्दरी से राजवाहन का विवाह करा 
दिया । कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण विद्येववर ने कहा: 'अ्रब सारे इंद्रजाल 
पुरुष चले जाएं ।' 

सभी मायामानव धीरे-धीरे गायब हो गए। राजवाहन भी राजकन्या के साथ 
पहले से निश्चित ढंग से ग्ुप्तरूप से बड़े कोशल से उसीके प्रंतःपुर में जा घुसा । 

मालवराज ने ब्राह्मण के कार्यों को अदभुत समभकर उसे प्रचुर धन दिया 
झौर कहा : अब जाकर चेन करो ।” फिर श्रपने महलों को चला गया । 
राजवाहन और अवंतिसुन्दरी का ग्रेम बढ़ना 

भवंतिसुन्दरी अपनी प्रिय सखियों और प्राणवल्लभ के साथ श्पने सुन्दर 
प्रासाद में गई। भाग्य शौर मनुष्यबल से अपना मनोरथ सिद्ध करके श्रपनी 
स्रस भौर ललित चेष्टाओ्रों श्रे राजवाहन उस मृगलोचनी का संकोच दूर करके 


पांचवां उच्छु वास ५ 


एकान्त में सुख भोगने लगा । बातों से वह उसके मन में विश्वास पैदा करता 
प्रौर वह बंठी उसकी विचित्र-विचित्र मधुर बातों को सुना करती । इस तरह 
राजवाहन ने उसे चौदहों भुवनों का वृत्तान्त कह सुनाया जिससे वह मुग्ध हो गई । 


उत्तरपीठिका 


पहला उच्छ्वास 


द राजवाहन को मुसोबत झोर समिन्रमिलन 


राजवाहन और अव॑तिसुन्दरी का सुखभोग करना 

भुवनों का वृत्तांत सुन-सुनकर उस सुन्दरी के नयन विस्मय से फैल गए । वह 
मुस्कराकर बोली : “प्रिय ! तुम्हारी कृपा से मैंने यह सब बातें सुनीं। भाज 
तुमने मेरे भ्रंघकार भरे हृदय में ज्ञानप्रदीप जला दिया | तुम्हारे चरणकमलों 
का फल भ्ब पक गया । तुमने जो मुझपर कृपा की है, उसके लिए मैं क्‍या « 
करूं जो तुम्हारा उपकार चुक जाए; मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारा नहीं 
है । फिर भी कुछ है जिसपर मेरा ही स्वामित्व है । तुम्हारा यह जो सरस्वती 
से जूठा किया होंठ है वह मेरी इच्छा के भ्रतिरिक्त और कोई स्त्री नहीं चूम 
सकती । लक्ष्मी के वक्षस्थल से छुए हुए तुम्हारे वक्ष का भी आलिगन मेरे श्रति- 
रिक्त और कोई नहीं कर सकती ।/ यह कहकर उसने पावस ऋतु के मेघों जंसे 
अपने पीन कुच उसके वक्ष से सटा दिए और कन्दली कुसुम की ललाई वाले 
लोचनों से उसे प्यार से भ्रांखें मिलाकर देखने लगी । उसके काले केश में गुंथे 
फूल मोरपंख के चमकीले चन्दे से ऐसे लगते थे जसे भोंरे उनपर गंजते हुए 
मंड़रा रहे थे । वासना के आअावेग में भवंतिसुन्दरी ने अपने प्राणप्रिय के कदम्ब 
की कोंपल ज॑से गुलाबी होंठों को चूम लिया । 
..._ एकदम स्फुरण-सा हो गया और फिर वे बिलास करने लगे । बहुत समय 
बीत जाने पर जब वे थक गए तो दोनों सो गए। स्वप्न में उन्होंने एक वृद्ध हंस 
देखा जिसके पांव मृणाल से बंधे हुए थे । दोनों जाग गए । 
राजवाहन का बंदी होना 
.._ राजकुमार ने देखा कि कमल का भ्रम करके चांदनी की किरणें ज॑से भरा 
पड़ी हों, उसके चरणों को बसे ही चांदी की जंजीर जकड़े हुई थी। “यह क्‍या 
हुआ ?' कहती हुई राजकन्या बड़ी जोर से चिल्ला उठी | उसका चिल्लाना 


65 दशकुमारचरित 


सुनकर सारा पअंत:पुर व्याकुल हो गया जेसे भ्राग लग गई हो या पिश्ञाचों की 
विशाल सेना ने भ्राक्रमण कर डाला हो । सब लोग भय से कांपने लगे । सब 
किकतेंव्यविमूढ़-से हो गए। वे आगे की न सोच सके । समभ में नहीं भझाता 
था कि इस लांछन से राजकन्या को कंसे बचाया जाए । सब ज़ोर-जोर से चिल्ला 
रहे थे भौर रो-रोकर उनके गाल भीग गए थे ४ 

जब तुमुल कन्दन हो उठा तो रनिवास के पुरुषरक्षक भी बेरोक-टोक भीतर 
घुसकर पूछने लगे : "क्या बात है ? क्‍यों शोर हो रहा है ?” और वहां क्‍या 
देखते हैं कि राजकुमार मौजूद था। उनकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि उसे गिर- 
फ्तार कर लेते पर वे तुरन्त चण्डवर्मा के पास दौड़े गए झौर सब हाल सुना _ 
दिया । 
चरयडवर्मा का कद्ध होना 

उसने ज्यों ही सुना क्रोध से भ्रागबबूला होकर प्रंतःपुर में जा पहुंचा भौर 
चिनयारियां उसकी आंखों से निकलने लगीं । वह देखते ही समझ गया । उसने 
गुस्से से कहा : 'अरे यह तो वही दुष्ट है। जिस बालचंद्रिका के कारण मेरा 
छोटा भाई मारा गया था, उसीके पति वणिक्‌ पुष्पोदभव का यह मित्र है 
न ? उस वरिक्‌ को अपने धन का बड़ा गवे है। और धह बड़ा रूपमत्त, कला- 
भिमानी बनता है ! इसीने मूखे नगरवासियों को ठगकर श्रपने को देवता बना 
दिया है। कपट धर्माचरण करने वाला यह, रहस्यभरे पापों का कर्ता, चपल, 
ग्रपने को ब्राह्मण कहता है ? पता नहीं यह हम ज॑ंसे पुरुषसिहों के मुंह पर 
कालिख लगाकर इससे क्‍यों प्रेम करती है ? श्रच्छी बात है। यह कुलकलंकिनी, 
भ्नायें श्राचरण करने वाली स्‍झ्ाज ही इसे सूली पर टंगा हुआ देख लेगी ।' 

धमकी देकर, अपनी भीषण भृकुटियों को कंपाता हुश्ना वह साक्षात्‌ काल 
की तरह बढ़ा और काल के लौहदण्ड जैसे ककंश बाहुदण्ड से उसने राजकुमार 
का रथ की रेखा से चिह्नित करकमल' पकड़कर भटका देकर भ्रपनी ओर खींच 
लिया । 9... । 

स्वभाव से धीर, पौरुष से पूर्ण राजकुमार के पास उस. समय सहनशीलता 
के अलावा कोई चारा नहीं था । यह तो द॑वी प्रापत्ति. थी । राजकन्या प्राण 
त्यागने को उद्यत हो गई थी । तब राजकुमार ने उसे: धैर्य से समझाया : उस 

३, रथ की रेखा--भिशल इत्यादि की रेखाएं हाथ में होती हैं। . . 


पहला उच्छवास 6७ 


हंस की बात याद करो हंसगामिनी ! दो महीने धैर्य धारण करो । राजकन्या 
को ढारस बंधा । तब राजकुमार ने भ्रपने आपको समर्पित कर दिया । 

मालवपति मानसार श्रौर पट्टमहादेवी' को यह किस्सा मालूम पड़ा तो वे 
बड़े दुःखी हुए । उन्होंने तो राजकुमार को देखकर ही जान लिया था कि यही 
हमारा श्रागें चलकर जमाई होगा । उन्होंने जान की बाज़ी लगा दी। बोले : 
तुम इसे मार डालोगे तो हम भी मर जाएंगे।' इससे राजकुमार जान से तो 
मरने से बच गया ; पर न उनके फास भ्रधिकार था, न शक्ति ही | वे राज- 
कुमार को पूरी तरह से बचाने में समर्थ नहीं हो सके । उधर चण्डवर्मा ने सारी 
बात हिमालय में तपस्या में लगे दर्पसार के पास कहला भेजी, शौर पृष्पोदभव 
के सर्वेस्व को छीनकर उसे सारे कुटंब के साथ कारागार में डाल दिया और 
दोर के बच्चे की तरह लकड़ी के पिजड़े में उसने राजवाहन को बन्द कर दिया। 
राजकुमार के सिर में भ्रभी तक मातंग की पत्नी की दी हुई मणि थी, इसलिए 
उसे भूख-प्यास ने नहीं सताया । राजकन्या की दीन प्रार्थना का तिरस्कार कर 
दिया गया । 
चणडवर्मा का लड़ाई को कूच करना और शत्रु को हराना 

इसी समय चण्डवर्मा ने पअ्रंगदेश के राजा सिंह जैसे भ्रसह्य विक्रम कौले 
सिहवर्मा को उखाड़ फेंकने को बड़ी फौज सजाकर चढ़ाई कर दी । उसे किसी 
पर भी विश्वास नहीं था श्रत: वह राजवाहन को साथ ले चला । चंपा राज- 
धानी थी। उसे उसने घेर लिया । अ्रसाधारण वीर सिंहवर्मा भी बड़ी सेना लेकर 
आया, और उसने प्रचण्ड आक्रमण करके उसका व्यूह पराक्रम से भेद डाला 
ओर घोर संग्राम किया । दूतों के द्वारा जो पड़ोस के राजा बुला लिए थे, वे भी 
सहायता देने भ्रा गए । परन्तु वह पहले ही भ्रहंकार के कारण छात्रु से टकरा 
गया और देर तक लड़ता रहा । अण्डवर्मा भारी पड़ा। उसके पास दास्त्रबल 
: भ्रधिक था । जैसे एक हाथी दूसरे को दबा लेता है, बसे ही विनष्ट-सेन्‍्य सिंह- 
वर्मा को चण्डवर्मा ने सब श्रोर से घेर लिया । चण्डवर्मा सिहवर्मा की भ्रनिद्य 
सुन्दरी, स्त्रियों में रत्न कही जाने वाली कन्या को चाहता था । इसीसे उसने 
सिंहवर्मा के प्राण नहीं लिए, उसे शिविर में ले जाकर उसके पट्टी-वट्टी बंधवाई। 

ज्योतिषियों को वहीं बुलाकर--भाज ही रात मेरा इस राजकन्या से परिराय 


१, पटरानी 


८ दराकुमारचरिक 


हो--कहकर उनसे मुह॒तं भी निकलवा ही लिया । 
राजवाहन को मत्युदंड मिलना । 

विवाह के निश्चय करने का मंगलकायय समाप्त हो गया । तभी पिगाचल 
से ऐणेजड्डू नामक वेगगामी दूत प्रभु दपंसार का जवाब ले आया कि--श्रे मूढ़ 
चण्डवर्मा ! कन्या को अन्तःपुर में घुसकर जो दूषित करे, उसपर भी क्या 
कृपा का कोई अवसर है ? वह राजा तो बहुत बुड़्डा होकर सठिया गया है, 
तभी उसमें मानापमान का भाव भी नहीं रह गया है । वह यदि दुराचारिणी 
लड़की की तरफदारी में बकवास करता है तो क्या तू भी उसे ही मानेगा ? बिना 
विलम्ब के उस कामोन्मत्त का ऐसा वध कर जो एक उदाहरण बन जाए शौर 
मेरे पास मेरी आत्मा को प्रसन्‍न करने यह शुभ समाचार भेज । उस दुष्ट कन्या 
ओर उसके भाई कीतिसार को पांवों में बेड़ी डालकर बंदीगृह में डाल दे ॥ 

यह सुनकर चण्डवर्मा ने श्राज्ञा दी---'प्रातःकाल ही दुष्ट को राजद्वार पर 
लाया जाए । हाथियों में श्रेष्ठ उन्‍नतत भीमाकार चण्डपोत हाथी भी सजा हुझा भरा 
जाए । विवाह कार्य पूरा होते ही में श्रा जाऊंगा और अपने सामने उस दुरात्मा 
झ्रनायंशील को हाथी से कुचलवा कर मार डालुंगा। फिर में उसी हाथी पर 
चढ़कर उन दुष्ट शत्रु सहायकों पर भ्राक्रमण करूंगा । उनकी सेना और कोष 
जीत लंगा । 
राजवाहन और अप्सरा की बातचीत, कैद छूटना 

प्रभात हो गया । प्रहरी राजवाहन को राजद्वार पर ले आए । गजराज 
चण्डपोत भी ले आया गया जिसके गण्डस्थल से मद बह रहा था। 

उसी समय राजवाहन के पांवों की चांदी की बेड़ी खुल गई श्रौर चंद्रलेखा 
की छवि ज॑ंसी भ्रप्सरा बनकर वह बेड़ी प्रदक्षिणा करके राजवाहन से हाथ जोड़- 
कर बोली : देव ! मुभपर दया करें। में चद्रकिरण से उत्पन्न सुरतमंजरी 
नामक सुरसुन्दरी हूं । एक बार में आकाश में उड़ रही थी कि एक कलहंस ने मेरे 
मुख को कमल के भ्रम में झ्राकर ढंक लिया जिससे मैं घबड़ा गई और उसे हटाते 
समय भ्ननजाने ही मेरे गले का हार गिर गया जो हिमवान्‌ पर्वत के एक सरोवर 
में दबकी लगा-लगाकर स्नान करते मह॒थि मार्कष्डेय के सिर पर जा गिरा ॥ 
उनके सफेद बाल मणि-किरणों से भ्रोर भी एवेत दीख पड़ने लगे । 


१२. एक पवत--हिमालय में 


पहला उच्छवास 6६ 


'हार के गिरते ही वे क्रद् हो गए और उन्होंने कोप से मुझे शाप दे दिया-- 
पापिनी ! तू चेतनाहीन लौह जाति की हो जा। जब मेंने उनसे बहुत प्रार्थना 
की तब उन्होंने मुझे न्रापके चरणकमलों का बंधन बनाकर दो महोने के लिए 
मेरे शाप की अभ्रवधि बांध दी । चांदी की शुद्धला बनने के बाद भी मुझे इन्द्रिय- 
ज्ञान रहे, मुझमें शक्ति बनी रहे, यह भी उन्होंने वर दे दिया । जब मैं ऐसी 
हो गई, उसी समय इक्ष्वाकु वंश के राजा वेगवान का पोत्र, मानसवेग का पुत्र 
वीर शेखर नामक विद्याधर कौशल पव॑त पर झाया । उसने मुझे देखा तो अपने 
पास रख लिया । 

'कुछ दिन बाद वीर शेखर का वत्स राजवंशी विद्याधरों के चन्रवर्ती नर- 
वाहनदत्त से झगड़ा हो गया, तब वह शत्रुदलन-समर्थ समभकर तपस्यालीन 
दर्पसार के निकट गया । दर्पसार ने सहायता का वचन दिया और कहा कि अपनी 
बहिन श्रवन्तिसुन्दरी को भी तुम्हें ही ब्याह दूंगा । 

'एक रोज़ ऐसा हुआ कि जब चंद्रमा की ज्योत्स्ना छा गई, वीर शेखर 
मनो रथ-प्रिया भ्रवंतिसुन्दरी को वासना से अवश होकर देखने कुमारी के नगर 
में उसके मंदिर में गया । उसने अपने को तिरस्करिणी (भ्रदृश्य होने की) 
विद्या से छिपा लिया । जाकर देखा कि उसकी प्रिया सुरत-श्रांत-सी तुम्हारी 
गोद में पड़ी है । तुमसे त्रिभुवन की कथाएं सुनकर उसका प्रेम जो उमड़ पड़ा था ! 

वीर शेखर को तुम्हें जानकर तुमपर बड़ा क्रोध आया । कर तो कुछ न 
सका, पर जब दुर्भाग्य से तुम चिपटे पड़े थे, उसने मुझे तुम्हारे पांवों में कस 
दिया झ्ोर क्रोध के आरावेश में जल्दी से भाग गया । झ्राज मेरा शाप भी समाप्त 
हो गया 4 दो महीने में परतन्त्र रह चुकी । मुभपर कृपा करो और बताओ में 
क्या करू ?' यह कहकर वह भुकी और तब राजवाहन ने उससे कहा : “यही 
सब जाकर मेरी प्रिया को सुनाकर उसे आश्वासन दो ।' 

राजवाहन ने भश्रप्सरा को तो विदा कर दिया पर तभी “्चवण्डवर्मा मारा 
गया” का घोर नाद उठा । कोलाहल में सुनाई दिया : 'जभी उसने सिहवर्मा 
की पुत्री अंबालिका का हाथ पारणिग्रहण के लिए पकड़ने को बढ़ाया, किसीने 
जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर उसे मार डाला । उस दृष्करकर्म चोर ने नख 
मारकर राजमंदिर में संकड़ों लाशें बिछा दी हैं और मारता चला जा रहा है ।' 


७० दशकुमारचरित 


चरणडवर्मा का मारा जाना 

यह सुनकर राजवाहन ने महावत को हटाकर स्वयं हाथी पर चढ़कर उसे 
वेग से राजभवन की ओर दौड़ा दिया । हाथी की वेगवान गति से पंदल फटते 
चले गए और वह शीघ्र ही राजद्वार पर जा पहुंचा । वहां उसने भीतर पहुंच- 
कर वस्ध का-सा गंभीर गर्जन किया : 'कौन है वह महापुरुष जिसने मनुष्य के 
लिए दुष्कर कार्य भी यों ही कर डाला है ? आए वह और मैरे ही साथ्र इस 
महागज पर बैठे । देवताशों और दानवों का छात्र भी मेरे पास अश्रभय को प्राप्त 
करता है ।' 
अपहारवर्मा का मिलना 

वह पुरुष यह स्वर सुनकर प्रसन्‍न हो गया। वह हाथ जोड़कर विनम्रता 
से हाथी के सामने आ गया ॥ राजवाहन के इशारे पर हाथी पर चढ़ गया श्रौर 
राजवाहन ने देखा तो हष से मुख से निकला : 'प्ररे ! मेरे प्रिय मित्र श्रपहार- 
वर्मा !” राजवाहन ने उसे अपनी भुजाओं में भरकर भ्रानिगन किया । फिर 
सामने बिठा लिया | वह पीछे सरका और उससे गले लग गया। 

क्षण भर में मिलन हो गया और तब धनुष, चक्र, कणप (लोहे का 
डबडा ), कर्पण, प्रास, पटद्धिश, मूसल झौर तोमर आदि शस्त्रों को उसने गर्वलि 
छत्रुशों को फेंक्कर मारे जो मित्र मिलन में बाधा डाल रहे थे। क्षण भर बाद 
ही उस श्राक्रमणकारी सेना को किसी और सेना ने झाकर चारों झोर से घेर 
लिया । | 

कनेर के फूल के रंग जैसा गोरा एक आदमी जिसके नीले केश कुरुविन्द 
फूल जसे थे, और देखने में ही जिसके हाथ-पांव बहुत कोमल भ्रौर सुन्दर थे, 
भ्रपनी कानों तक फैली दूध की-सी पलकों वाली काली आंखों से देखता, बाण- 
वर्षा करता श्रा गया । उसके कर में र॒त्नजटित बधनखा लगा था, सभी वस्त्र 
रेशमी थे और पतली कमर पर विश्ञाल वक्ष सुशोभित हो रहा था। वह 
निर्देयता से अपने हाथी को अपने पांव के अंगूठे की रगड़ से बढ़ाता तेजी से 
श्राया और बोला : अरे ! स्वामी राजवाहन देव !” फिर प्रणाम करके उसने 
सम्मानपुर्वंक देखकर कहा : आपके आदिष्ट मार्ग से में भ्रंगभराज की सहायतार्थ 
राजाओों की यह विशाल सेना ले आया हूं। शत्रु सैन्य छिन्न-भिन्‍न हो गया है। 
अब शत्रु इतने निर्वीयं हैं कि स्त्रियां भौर बालक भी उनके शस्त्र छीन सकते 


पहला उच्छूवास ७? 


हें। श्राज्ञा दें, अब मैं क्या सेवा करूं ? 

ग्रपहारवर्मा उसे देखकर प्रसन्‍न होकर राजवाहन से बोला : देव ! इस 
झाज्ञाकारी सेवक पर भी क्ृपा-दृष्टि फेरें। यही इस वेश में धनमित्र नाम से 
छिपा-छिपा फिरता था । इस धनमित्र ने ही श्रांगराज को बंधन से छुड़ाकर 
विध्वस्तकोष श्रौर वाहनों को फिर से जुटाया है । हमारे पक्ष के राजा चेन से 
उनके साथ बंठे हैं । आप भी चलें, यदि कोई दोष न हो ! ' 

राजवाहन ने कहा : “जंसी तुम्हारी इच्छा हो वही करो ।' 

दोनों हाथी पर सवार हो अपहारवर्मा के बताए मार्ग से नगर के बाहर 
थोड़ी दूर पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे जाकर रुके । वहां की बालू रेशम- 
सी साफ थी । गंगा की लहरों को छूकर आती हवा ने उसे ठंडा कर दिया 
था । दोनों उतर पड़े । भ्रपहा रवर्मा ने पहले ही उतर कर जल्दी-जल्दी हाथों से: 
बालू का एक ढेर लगा दिया जिसपर राजवाहन सुख से बंठ गया । 
बहुतों का राजवाहन से आकर मिलना 

वहां बंठे देर न हुई कि उपहारवर्मा, श्रथंपाल, प्रमति, मित्रग्रप्त, मैथिल 
प्रहारवर्मा, काशीपति कामपाल और चंपेश्वर सिंहवर्मा ने झ्राकर राजवाहनः 
को प्रणाम किया । 

राजवाहन ने प्रसन्‍तता से उठकर उनका स्वागत किया और कहा : 'एक 
साथ सब मित्र मिले भी अभ्रचानक ही ! श्राज हमारा भ्रम्युदय हुआ ।॥' 

यथोचित रूप से वे सबसे गले मिले श्रोर उनका आदर किया। अपहार- 
वर्मा ने काशीपति, मिथिलेश, ओर अ्रंगराज का परिचय कराया । राजवाहन ने 
उनका पिता-समान आदर किया। उन वृद्धों ने गदगद होकर उसे गले लगा 
लिया । राजवाहन प्रसन्न हो गया । 

जब मेल-मिलाप हो चुका वे आनन्द से बंठ गए। और तब उनमें आपस में 
प्रेमालाप होने लगा। पहले राजवाहन ने श्रपनी और सोमदत्त तथा पृष्पोद्भव॑ 
की कहानी सुनाई श्र फिर उन मित्रों से कहा कि वे भी भ्रपती-अपनी झाप- 
बीती सुनाएं । 

सबसे पहले श्रपहा रवर्मा अ्रपनी कहानी सुनाने लगा--- 


दूसरा उच्छवास 


अ्रपहारवर्मा का श्रपनो कहानो सुनाना 

है देव ! जब आप उस ब्राह्मण का उपकार करने के लिए पाताल में 
उतरे और आ्रापके सब मित्र भी आपको ढूंढ़ने को चारों ओर फैल गए तब मैं 
प्रंगदेश में गंगातीर पर चंतरा नगरी के बाहर घूमने लगा। वहां मैंने लोगों की 
बातचीत से जाना कि महर्षि मरीचि कोई हैं जिनको तप से दिव्य दृष्टि मिल 
गई है। मैं उनसे श्रापका पता पूछने चल दिया । 
महर्षि मरीचि की कहानी सुनना 

उनके श्राश्रम में जाकर मैंने देखा कि आम के बिरवे के नीचे तपस्वी 
घबराए बठे हैें। उन्होंने मेरा श्रतिथि-सत्कार किया । मैंने क्षण एक विश्राम 
करके पूछा : हे भगवान ! महर्षि मरीचि कहां हैं ? मेरा दोस्त बिछुड़ गया 
है। मैं उसको ढूंढ़ना चाहता हूं। मेंने उनकी अद्भुत शक्तियों के बारे में 
सुना है । 
काममंजरी का आना ओर आश्रम में रहना 

मेरी बात सुनकर एक गर्म लम्बी सांस लेकर वे बोले : हां, एक ऐसा मुत्ति 
इस आश्रम में था अवद्य । एक बार चंपा नगरी की शोभा काममंजरी नामक 
वारवनिता (वेश्या) उसके पास आई और घरती पर अपने बाल बिखेरकर 
उसने प्रणाम किया | मुनि ने देखा कि उसके आंसुझों से उसका वक्षस्थल तक 
भीग गया था। तभी काममंजरी के घरवाले श्रत्यन्त दुःखकातर-से पीछे-पीछे 
दौड़ते आ गए और उसी मह॒षि के सामने लोटने लगे । ऋषि का दयालु चित्त 
पिघला । उसने दया से भरे वचन कहे और धैययें बंधाकर उससे पीड़ा का 
कारण जानने के लिए प्रश्न किया । उम्र वारवनिता ने लज्जा, दुःख से तो कहा 
किन्तु उसके स्वर में अ्भिमान भी था। उसने कहा : हे भगवान ! मैंने कभी 
संसार में सुख नहीं पाया । सुना है श्राप दुखियों का दुःख दूर करते हैं । दयालु 


दूसरा उच्छवास छरे 


हैं । भ्रव मेरा तो परलोक बना दीजिए | में तो इम्नीलिए आपके चरणों में भरा 
पड़ी हूं । 
वेश्या और उसकी माता के धम्म 

सफेद और काले बालों का जूड़ा बांधे उसकी माता हाथ जोड़कर धरती 
पर सिर टेककर बोली : भगवान ! यह आपकी दासी काममंजरी मुक्के दोषी 
ठहराती है । पर मेरा एक ही दोष है कि मेंने इसे बेश्या बनाने का यत्न किया 
है । किन्तु प्रत्येक वेश्या की माता का यह अधिकार है कि वह पैदा होने से ही 
ग्रपनी बेटी के उबटन आदि से बल, रूप और तेज ही नहीं बुद्धि भी बढ़ावे, 
परिमित आहार देकर उसे दर्शनीय बने रहनेवाले शरीर वाली बनाए। पांच 
वर्ष की होने पर पिता तक से अलग रखे, जन्मदिन और पर्वों को, उत्सवों को 
मंगल कारये करे। सर्वांग काम विद्या पढ़ाए, नृत्य, गीत, वाद्य, नादय, चित्र- 
कला, पकवान आरादि, गंध, पुष्प श्रादि की कलाएं सिखाए। लिपिज्ञान, वचन- 
कौशल, और वागचातुरी की शिक्षा दे । व्याकरण, तक शौर ज्योतिष का 
थोड़ा ज्ञान करा दे । जुआ, मुर्गे आदि की लड़ाई, चौपड़ और रतिक्रिया का 
मर्म सिखा दे । कभी कोई यात्रा या उत्सव का अवसर हो तो कन्या का 
श्रृंगार करके उसे लोगों को दिखा डाले, उसके चमकीले काले केशों की 
भलक दिखाए । उन्हें खुला रहने दे । मौका झा पड़े तो पहले से धन दे-दिवाकर 
अपने विश्वासपात्र ग्रणियों से उस कन्या की प्रशंसा करवाए। जो लक्षण 
जानने वाले हैं उनसे कन्या के शुभ लक्षण प्रकट करवाए । कन्या के प्रेमी के 
प्रिय सखा, विट, विदूषक और भिक्षु आदि द्वारा नागरिकों की गोष्ठी में उसके 
रूप, शील, कौशल और माधुये को चर्चा चलवाए, किसी तरह भी युवकों में 
उसके लिए होड़ पैदा कर उसकी अधिक से अधिक कीमत लगवा दे। यदि 
अपने आप ही ऐसा प्रेमी मिल जाए जो अच्छी जाति, रूप, आयु, धन, शक्ति, 
सफाई, त्याग, दक्षता, दाक्षिण्य, शिल्प ज्ञान और माधुरयय वाला हो, स्वयं ही 
स्वतंत्र हो तो कन्या को उसको दे दे | प्रेमी ग्रणी तो बहुत हो, पर स्वतंत्र न 
हो, ऐसे को कन्या काफी बहानों के बाद दे ।. जो किसी पराधीन से कन्या का 
सम्बन्ध बंठे तो प्रेमी के बड़ों से उसका शुल्क (फीस) ले ले। यदि धन भी न 
मिले और कन्या भी प्रेमी की हो जाए तो भुरुजनों भर भ्रधिका रियों (भ्रफसरों ) 
से शिकायत (नालिश) करके धन ले। ऐसे प्रेमी से कन्या का पतिब्रत धर्म पालन 


७9 दशकुमार चरित 


करावे । जो नित्य का आता घन है, उसके अलावा भी धन कौशल से ही प्रेमी 
से निकालती रहे । प्रेमी लोमी होकर धन न दे, तो उससे लड़ाई करके उसे 
दूर कर दे । कन्या के जो चाहने वाले पड़ोसी हों, उन्हें ऐसा भर दे कि वे भी 
यही कोशिश करें कि प्रेमी का कन्या से मत फिर जाए। जब उस प्रेमी को 
गरीबी घेर ले तो उससे जली-कटी कहे, उसे कोसे और अपनी कन्या से उसे 
मिलने भी न दे । उसको लज्जित करे, उसपर दोष लगाए और फिर अपमान 
करके निकाल दे । जो भ्रधिक धन दे, और बाधा भी न लावे, यही बातें 
सोचना उसका काम है, ध्येय एक ही है कि धनी ही फंसे । और ऐसा धनी कि 
घन भी सहज मिलता चले | प्रेमी का श्राडम्बर न मोह ले, उसकी असलियत 
पता चला ले । प्रीति हो जाने पर भी वेश्या को प्रेमी के लिए अपनी माता.का 
ग्रपमान नहीं करना चाहिए, न उसकी बात ही टालनी चाहिए। परन्तु इसने 
ब्रह्मा के बनाए इन नियमों को ठुकरा दिया और धममंविरुद्ध होकर एक धनी 
विदेशी युवक पर रीक गईं । इसने भ्रपना धन खर्च करके एक महीना बिताया, 
जिस बीच कितने ही धनी-मानी श्राए जो सुख दे सकते थे । लेकिन इसने 
सबका श्रपमान करके उन्हें गुस्सा कर दिया, घरवालों को खूब तकलीफें दीं । 
जब मैंने रोका तो गुस्से से वनवास करने निकल आई है। भ्रब अभ्रगर यही 
इसका पक्‍का निश्चय है तो यह कुटुम्ब श्रब बेसहारा है श्रौर हम यहीं श्रनशन 
करके मर जाएंगे । 

'तपस्वी ने वेश्या से कहा : भद्दे ! वनवास बड़ा दुःख देने वाला है। इसका 
फल मोक्ष या स्वगं ही हो सकता है। मोक्ष की तो बड़े ही प्रकृष्ट ज्ञान की साधना 
से बहुत क्लेश के बाद मिलने की सम्भावना होती है। हां, दूसरा जो है स्वर्ग, 
वह सबको ही अ्रपने कुल का धर्म पालन करते हुए सुलभ होता है। तुम यह 
सब न करने वाली बातें छोड़कर अपनी मां का कहना मानो । 

'तपस्वी के दयामय वचन सुनकर वेश्या ने कहा : यदि यहां मुझे आपके 
चरणों में शरण नहीं मिलेगी तो फिर मुझ भ्रभागिन के लिए भ्रग्निदेवता की 
धरण ही रह जाएगी । | 

“वह यह कहकर रोने लगी। तपस्वी ने कुछ देर सोचकर गरणिका की मां 
से कहा : भ्रब तुम लौट जाझो भौर घर प्रतीक्षा करो। यह सुकुमारी सुखों में 
पलने की भ्रादी है । जंगल के कष्टों से ऊब जाएगी भ्रौर हम भी समभाएंगे, 


दूसरा उच्छवास ७५ 


तो श्राप ही श्रा जाएगी तुम्हारे पास । 

अच्छी बात है ।---कहकर उस वेश्या के घर के लोग लौट गए और तब 
वह बड़ी श्रद्धा से उस ऋषि की सेवा में लग गई । वह स्वयं घोकर एक जोड़ा 
कपड़ा पहनने लगी । कभी शरौर का साज-सिंगार नहीं करती थी । प्राश्रम 
के पौधों को सींचती, देवताचंन के लिए फूल चुनती, यों हर तरह के काम 
वःरती । कामशासक महादेव की पूजा को गंध, माला, घूप, दीप, नृत्य, गीत, 
वाद्य आदि सबका ही प्रयोग करती । एकांत में धर्म, श्रथं, काम के बारे में 
ग्रथवा भ्रष्यात्म के बारे में बातें करती । इंस तरह उसने शी ध्र ही ऋषि को 
प्रसन्न कर लिया । 
वेश्या पर महर्षि का ग्रेम बढ़ना 

"एक रोज एकांत देखकर वह मुनि को कुछ भअ्नुरकत देखकर उससे बोली : 
यह संसार मूर्ख है जो धर्म के साथ ही अर्थ और काम को भी गिनता है ।--- 
आर उसने झ्राइवयें दिखाया । 

'मरीचि ने पूछा : क्‍यों बाले ! धरम को श्रर्थ और काम से तुमने ऊंचा . 
क्यों माना ? 

“वह लज्जा से धीरे-धीरे बोली : श्राप इस त्रिवर्ग के बल और शअ्रबल का 
मुझसे कहीं अधिक ज्ञान रखते हैं । चलिए दासी पर दया का एक श्रौर तरीका 
आपने श्रपनाया । सुनिए ! धर्म बिना श्रर्थ श्रौर काम को उत्पत्ति नहीं होती । 
धर्म वास्तव में श्रथे और काम की श्रपेक्षा ही कहां करता है। धर्म निवृत्ति सुख 
'की उत्पत्ति का मूल कारण है। यह तो चित्त की एकाग्रता से सिद्ध होता है, 
यह भ्रर्थ और काम की तरह बाहर के साधनों पर निर्भर नहीं करता, न उनसे 
बाधा ही पाता है। भ्रौर बाधा हो भी तो ज़रा प्रयास करके वह उस दोष को 
मिटाकर फिर भमनेकांत श्रेय को प्राप्त कर लेता है। देखिए ! ब्रह्मा तिलोत्तमा 
पर मोहित हो गए थे । भवानी पति शिव ने सहस्नों मुनिपत्नियों को दूषित 
किया । पदुमनाभ विष्णु ने कृष्णरूप में श्रंतःपुर में १६००० रानियां रखीं । 
ब्रह्मा ने श्रपनी ही कन्या सरस्वती से प्रेम किया । इंद्र ने अहल्या से व्यभिचार 
किया । चन्द्रमा ने गुरुपत्नी से ही । सूर्य ने घोड़ी से, वायु ने केसरी वानर की 
पत्नी से, बृहस्पति जो देवताश्रों के ग्रुरु हैं उन्होंने भ्रपने माई उतथ्य की स्त्री 
ममता से, पराकश्षर ने धीवर कन्या मत्स्यगंधा से श्र पराशर के पुत्र व्यास ने 


७५६ दशकुमारचरित 


भाइयों की पत्नियों--अ्रंबिका-अंबा लिका--से सहवास कर डाला था। शअत्रि ने 
तो मृगी तक से क्रिया । किन्तु देवताओं के ऐसे-ऐसे काम भी उनके ज्ञानवल 
को नहीं घटाते । वे धर्म से पवित्र मन वाले थे। रजोग्रुण उनमें नहीं घुसा 
जैसे विशाल झ्राकाश में घूलि नहीं रुक पाती । मेरा तो यही विचार है कि श्र 
आर काम तो धर्म की सौवीं कला को भी नहीं छू पाते । 

“मुनि की वासना इससे बढ़ गई और वह बोला : अरे विलासिनी ! ठीक 
कहती हो | विषय भोग से धर्म का तत्व नहीं बिगड़ता । पर हम अ्रब तक भ्रर्थ 
आर काम की बात से अनजान रहे हैं। क्‍या रूप है, क्या परिवार है श्लौर क्या 
फल है, हम तो इनके बारे में यह सब कुछ भी नहीं जानते । 

'बह बोली : अर्थ में तो कमाना, धन बढ़ाना और उसकी रक्षा करना ही 
है । खेती, पश्ु पालन, व्यापार, संधि और विग्रह, अ्रर्थ के ये परिवार हैं । और 
अच्छे लोगों को दान देना ही श्र्थ का फल है। काम जो है, वह है स्त्री-पुरुष 
का भ्रत्यन्त वासना भरे चित्त से एक दूसरे को छूकर स्परश सुख पाना । इसका 
परिवार है श्रानन्द और सुन्दरता । इसका फल परमानन्द है । वह परस्पर रगड़ 
से जन्मता है, उसकी याद भी मीठी होती है, यह अ्रभिमान को बढ़ाने में उत्तम 
है शोर सुख से बढ़कर है ही क्या ? इसके लिए लोग बड़े-बड़े कष्ट सहते हें, 
तप करते हैं, महान दान, दारुण युद्ध करते हैं भौर भीम समुद्र को लांघ 
जाते हैं । 
मुनि की बुद्धि का बियड़ना 

यह सुनकर देवबल से, उस वेदया का कौशल चल गया या मुनि की बुद्धि 
अ्रष्ट हो गई कि मुनि ने अभ्रपने नियम त्याग दिए और उसीमें आसक्त हो 
गया । एक दिन उसने उस भूखे मुनि को कर्णीरथ पर बिठाया और सुन्दर 
राजमार्ग पर होकर उसे अपने नगर के भवन में वह ले गई। उसी दिन घोषणा 
हो गई कि-- कल कामोत्सव होगा । 
राजा के यहां काममंजरी की जीत और महषिं का लौटना 

“ऋषि ने नहा-धोकर सुगंधित तेल लगा, सुन्दर माला पहन, कामी पुरुषों 
का-सा वेश धर लिया । भूल गया सब पहले की बातें । ज़रा भी तो वह 
काममंजरी का वियोग नहीं सह पाता था। वेश्या तब समुद्ध राजमार्ग पर 
होकर उसे राजसभा में ले गई जहां एक उद्यान में संकड़ों स्त्रियों से घिरा राजा 


दूसरा उच्छूवास ७७ 


मौजूद था । राजा काममंजरी को देखकर मुस्करा दिया श्रौर बोला : भद्दे ! 
भगवान मरीचि के साथ बंठो । 

“काममंजरी ने भ्रादर और नखरे से प्रशाम किया और मंद-मंद मुस्कराती- 
सी बैठ गई । 

'एक सुन्दर स्त्री उठी, उसने हाथ जोड़े झौर बोली : देव ! में हार गई। 
आ्राज से में इसकी दासी हो गई । 

यह कह उसने प्रभु को प्रणाम किया । लोगों में विस्मयभरे हष से 
कोलाहल होने लगा । राजा ने प्रसन्न होकर बहुत मूल्यवान रत्नालंकार और 
सुन्दर वस्त्र देकर काममंजरी को विदा किया | वेश्या और पुरवासी उसकी 
ढेर-ढेर प्रशंसा करने लगें । घर पहुंचने से पहले ही उसने मरीचि से कहा : 
भगवन्‌ ! में हाथ जोड़ती हूं 4 आपने दासी पर बड़ा श्रनुग्रह किया, श्रब श्राप 
अ्रपना काम करें । 

“राग दशा से ऋषि कटकर रह गया; बोला : प्रिये ! यह क्‍या ? यह 
उदासीनता क्‍यों ? मुकपर तो तुम्हारा श्रसाधारण प्रेम था | वह कहां गया ? 

'काममंजरी ने मुस्कराकर कहा : भगवन्‌ ! जिस स्त्री ने राजकुल में 
ग्राज मुझसे हार मानी है, उससे मेरा एक बार झगड़ा हो गया था । उसने 
मुझे ताना मारकर कहा : शरी ! तू तो ऐसी हेकड़ी जताती है ज॑से तंने 
मरीचि को ही जीत लिया हो ! तब दासी होने की शर्तं रखी गई और मेंने 
इस काम का बीड़ा उठाया। आपकी दया से काम सिद्ध हो गया । 

“इस श्रण्मान से मूर्स मरीचि बहुत दुःखी हुभा । सूने मन से झ्राश्नस लौट 
भ्राया और वह मूखं में ही हूं। हे महाभाग ! उसने जो अनुराग दूर किया है 
तो मुझे घोर वराग्य दे गई है। मेरी श्रात्मा शीघ्र ही फिर साधन-क्षम हो 
जाएगी । तब तक आप इसी अंग देश की चंपापुरी में निवास करें । 

“उसी समय सूय भ्रैस्त हो गया, ज॑से वह तपस्वी के मन से निकलते श्रज्ञान के 
अंधकार को छू जाने से डरकर भाग गया हो । उसके मन से फूटा हुआ अ्रनुराग 
ही संध्या बनकर भाल-लाल-सा फैल गया । उसकी बातों से विरागी .होकर 
कमल-वन श्रब भुक गया । 

'मेंने भी उसीकी श्राज्ञा से संध्या की। रात को उसके साथ ही सोया 
और बातों में रात बिता दी। सुबह दावानल जैसा, कल्पवृक्ष के कोपलों की 


जय 39५ +« “++ ०, 


७८ दशकुमार चरित 


ललाई को भी तिरस्कृत करता, भ्ररुण किरण सूर्य उदित हुआ्ना । तब मैं उसे 
प्रशाम करके, नगर की झोर चल पड़ा । 
अपहारवर्मा को एक जेन मिलना क्‍ 

"एक जगह रास्ते में मैंने एक जन विहार देखा । बाहर रक्‍ताशोक वुक्षों के 
वन में एक नियमहीन, मन की पीड़ा से दुबंल, भ्रत्यन्त कुरूप, काला-सा एक 
क्षपणक बंठा-बठा रो रहा था। भ्रांस उसके गालों की मल से गन्दे हो रहे थे । 
मेंने उसके पास बैठकर पूछा : तपस्या करते हैं तो फिर रोना कैसा ? कोई 
ग्रप्त बात न हो तो अपने शोक का कारण बताओ । 
जेन की कहानी 

“उसने कहा : सौम्य ! सुनो । मैं इसी चंपा नगरी के श्रेष्ठि निधिपालित 
का बड़ा लड़का वसुपालित हूं । अपनी कुरूपता के कारण ही में 'विरूपक' 
कहलाया। मेरा भाई सुंदर था भ्रत. वह सुंदरक कहलाया | वह कला. ग्रुणसम्पन्न 
था । पर उसके पास इतना घन नहीं था । नगर के वरोपजीवी' धूर्तों ने उसके 
रूप और मेरे धन की आड़ में शत्रुता पैदा कर दी । एक बार एक उत्सव में 
मानापमान हो गया तब उन्हीं लोगों ने बीच-बचाव कराके कहा कि न केवल रूप, 
न धन; दोनों में से एक ही पुरुषत्व का पूरा लक्षण नहीं होता | पुरुष वही है 
जिसे कोई ऊंचे दर्ज की वेश्या पसंद करे । युवतियों के मुकुट की मणि इस 
समय काममंजरी है । वह जिसे पसंद करेगी, वही श्रेष्ठ माना जाएगा । 

“हम दोनों ने इसे मान लिया और वेश्या के पास दूत भेजे । श्रंत में काम- 
मंजरी ने मुझे ही चुना। हम दोनों साथ-साथ बंठे थे कि वह श्राई और मुभ- 
पर उसने भ्रपने नील कमल जंसे नयनों से जो कटाक्ष किया कि सुंदरक का झार्मे 
से सिर झुक गया। अ्रब में अपने को सुंदर मान बंठा और मेंने काममंजरी को 
अपने धन, परिजन, शरीर, घर, सब; यहां तक कि श्रपने जीवन की भी माल- 
किन बना डाला | उसने मेरा सर्वस्व हड़पकर मुझे कौपीन लगवा कर कुछ 
बावी न रहने पर घर से निकाल दिया | लोग मुझपर हंसने लगे श्रोर नगर 
के बड़े-बड़े धिवकारने लगे । तब मेरे लिए यह सब प्रसह्य हो गया । मैं इस ज॑न 
मठ में भाग आया । एक मुनि ने मुझे मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया । मैंने उस 


१. दूसरों में लड़ाई कराके खाने-कमाने वाले 


दूसरा उच्छुवास ७६ 


अपमानित अ्रवस्था में सोचा कि अभ्रब कौपीन' भी क्‍या पहनूं ? वेश्या के अपमान 
से ग्रस्त को तो यह भी छोड़ देना चाहिए । सो में दिगंबर' हो गया । कुछ 
दिन में मेरे शरीर में खूब मेल जम गया । केशों को उखाड़ने के कारण दर्द होने 
लगा । भूख-प्यास की असह्य वेदना सताने लगी श्रौर में खड़ होने, बठने, सोने, 
खाने में नये पकड़े हाथी-सा ऊब गया जंसे वह तकलीफ़ों से घबरा जाता है। में 
द्विजाति' हूं । इस पाखण्ड के रास्ते पर चलना मेरे लिए तो शपने धर्म को 
छोड़ना ही है। मेरे पूर्बंज तो श्रुति-स्मृति वाले (वेद में कहे) मार्ग पर चले थे । 
में अरभागा सब छोड़कर इस निदनीय वेश पर आ गया हूं। मेंने ऐसा घोर दुःख- 
दायी रास्ता अपनाया है ! हरि, हर, हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) आदि देवताशों की 
यहां बरावर बुराइयां सुननी पड़ती हैं। नरक फल मिला है मुझे, फिर मैंने व्यथं, 
असार, भ्रफल मार्ग को धर्म समझकर पकड़ रखा है। यही सोचता हुआ्ा में 
अपने भ्रनाचार पर ग्लानि करता हुप्ना श्रशोक वन के एकांत में आ्राकर जी भर- 
कर रो रहा हूं । 

मुझे यह कथा सुनकर दया आई; मैंने कहा : भद्व ! क्षमा करो । कुछ दिन 
और यहीं रहो । कोई ऐसी तरकीब करूंगा कि वह वेश्या तुम्हें सब धन लौटा 
दे । ऐसे बहुत तरीके हैं । 
अपहारवर्मा का नगर पहुंचकर जूआ सीखना 

यह कह मेंने उसे ढारस बंधाया भौर चल पड़ा। नगर में घुसते ही पता 
चला कि नगर लोभियों के श्रपार धन से ठसा पड़ा है। बस, तब धन की नश्वरता 
सोचते हुए मैंने उन कंजूसों को ठीक करने के लिए चौर शास्त्र के प्रवर्तक कर्णी- 
सुत' के मार्ग पर चलना निश्चित किया । यह सोचकर में एक जुआरियों की 


७. >2+मरकमणकथनक-काअकन 3. 0७०५० >क मम» ८»? किक०8 # >-+++*७-+० 
अ-नज +++ 


१. मलमल्‍लक--कौपीन । मूल में मलमललक आया है । 

२. नंगा। जेनों में दो संप्रदाय होते हैं--दिगम्बर भौर श्वेताम्बर । 

३. दो बार जन्म लेने वाला; एक बार माता के गर्भ से, एक बार जनेऊ होने पर । 
द्विज लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य होते हैं,.शूद्र नहीं । द्विज श्रेष्ठ माने जाते ये । 

४. चौर शास्त्र--चोरी । पुराने समय में चोरी को भी बड़ी भारी कला माना गया 
है । इस विषय पर बड़े-बड़े आचार्यों ने किताब लिखी थीं। 

यद्वां दस्डी उस समय के समाज की कई पोलें लिखता है। उन दिनों जूआ बुरा तो 
समभा जाता था, पर कानून जीते जुआरी की तरफ बोलता था । 


८० दरशाकुमारचरित 


सभा में गया, जहां पासे का खेल खेलने में कुशल धूतं थे। वहां तरह-तरह के 
जूए होते थे। मैंने गोटियां रखने की जगह देखी, कमाल की हाथ की सफ़ाई और 
चालबाज़ियां सीखीं | हेकड़ी श्रौर बढ़ के बोलने वाले, जीवन की चिता न करके 
बड़ी हिम्मत के काम करने वाले वहां मौजूद थे। मेंने नाल रखने वाले से जान- 
कारी करली । न्यायालय में जाकर हारे जुश्रारी से धन वसूल करना, सब तरह 
के दबाव डलवाकर काम साधने के तरीके जान लिए। ऊंची-नीची बाते करके 
अपने पक्ष को मज़बूत करना, रिश्वत देना, लोभ देना, दांव के भेद बताना, जूए 
में जीते धन का बंटवारा करना भी में जान गया । वहां बीच-बीच में गाली- 
गलौज होता, शोर होता था । इन सबका मैंने अनुभव किया, फिर भी में तृप्त 
नहीं हुआ । एक दिन एक जुआरी ने दूसरे के रौब में आ्राकर गाली दे दी तो मैं 
हंस पड़ा । दूसरा धूत तो आंखें लाल-लाल करके ऐसे गुस्से से मुझे घूरने लगा 
जैसे मुझे जलाकर ही रहेगा । बोला : भरे तू हंसने के बहाने से चाल सिखाता 
है जूए की ? भ्रच्छा ! हटा दो इस श्ननाड़ी को। श्रपने को बड़ा उस्ताद मानता 
है तो तू ही सामने श्रा जा । 

जूए के श्रध्यक्ष की अनुमति मिल गई । हम खेलने लगे। मेंने देखते ही देखते 
उससे १६००० दीनार जीत लिए। श्राधी मैंने द्यत के श्रध्यक्ष को दे दीं और 
आधी की भ्राधी यहीं सभा के सदस्यों को बांट दीं । बाकी को मैंने लिया और 
उठ खड़ा हुआ । मेरे उठते ही वे लोग मेरी ऐसी प्रशंसा करने लगे कि कोलाहल- 
सा मच गया। दताध्यक्ष मेरी खुशामदकर के मुझ्के श्रपने घर खाना खिलाने ले 
गया। 

“विमर्देक एक व्यक्ति था। उसीने मुझके इस जूए में लगाया था। वह मेरा 
बड़ा पक्का और विश्वासी मित्र बन गया था, बिल्कुल एक दिल। उसकी जबानी 
मैंने अ्रपनी चर्चा नगर में फेनवा दी और लोग मुझे बड़ा बलवान, कर्मोच्यत, 
शीलवान समभने लगे। 
अपहारवमों का चोरी करना 

एक रात जब भगवान नीलकंठ महादेव के कंठ से भी गहरा अ्रंघेरा उतर 
झ्राया तब मैंने नीले रंग का अर्धोरुक' पहना । कमर में बड़ी पनी तलवार बांधी 


२, लबादा 


दूसरा उच्छवास टर 


गौर सेंध मारने की शबरी, केची, संडासी, लकड़ी का बना भ्रादमी का सिर, 
योग की बत्ती, योग का चूरन, नापने का फीता, रस्सी, दीपपात्र, भ्रमरकरंडक' 
ग्रादि कई चीज़ें ले लीं श्रौर मेंने एक लोभी धनी के घर सेंध लगाई । पहले मेंने 
एक भरोखे की पत्थर की जाली की छोटी-सी संध से घर के भीतर की सब हालत 
समभ ली श्रौर तब बिना किसी बाधा के ऐसे घुस गया ज॑से मेरा ही घर हो 
झोर में एक बहुत ही कीमती करधनी चुराकर बाहर निकल श्राया । 
घर से भागती लड़की का मिलना 

गहरे काले बादलों से घनघोर अंधेरा छाया हुआ था । श्रचानक राजमार्ग 
पर बिजली की कॉंध में मेंने एक चमकती-सी वस्तु चलती देखी । वह नगर 
में हुई चोरी से रोषित नगर देवी-सी इस सुनसान में घर से निकलकर मेरे पास 
थ्रा गई । तब मैंने देखा कि वह एक युवती थी जिसके शरीर पर श्रनेक श्राभूषण 
थे। । 

मैंने दयाभरे स्वर से पूछा : बाले ! तुम कौन हो ? कहां जा रही हो ? 

भय से भरे हुए कंठ से वह बोली : झाये ! इस नगर में वश्य-श्रेष्ठ कुबेर- 
दत्त रहते हैं । मैं उनकी कन्या हूं । मेरे जन्म के समय ही मेरे पिता ने यहीं 
के निवासी एक धनी व॑द्य पुत्र से मेरे विवाह का संबंध जोड़ना तय किया था । 
माता-पिता के मर जाने से उस वेश्यकुमार ने दान में सब कुछ देकर दरिद्रता 
मोल ले ली ओर श्रब दारिद्रय में ही दिन काट रहा है, कितु वह 'उदारक' 
कहलाता है। ऐसा प्रशंसनीय वश्य मुभसे विवाह करना चाहता है। कितु मेरे 
पिता उसे धनहीन जानकर उसे छोड़कर मेरा विवाह श्रर्थपति नाम के एक धनी 
वदय से करना चाहते हैं। यह बुरी बात कल सबेरे ही होने वाली है, यह जानकर 
मैं प्रियतम से तय करके, सबकी श्रांख बचाकर, श्रभी निकल पड़ी हूं। बचपन 
से रास्ते पर चली हूं, सो जानती ही हूं। भ्रब उसीके जा रही हूं। श्राप दया 
करके मुभे छोड़ दें । हां, मेरे पास जो प्राभूषण हैं उन्हें ले लें । 

'यह कह उसने मुझे भ्राभूषण दे दिए । 

मुझे उसपर बड़ी दया भ्राई | मैंने कहा : साध्वी ! चलो, मैं तुम्हें तम्हारे 
प्रिय के घर पहुंचा दूं । 

१, जिसके जलाने पर सांप दीखता है । 
२, दीप बुमाने वाले कीढ़ों की पेटी 


प्र दशकुमार चरित 


सांप के विष का बहाना करके नगररक्षकों से बचना 

हम तीन-चार कदम ही चले होंगे कि दीपक के प्रकाश से अंधकार को 
मिटाता हुश्रा नगररक्षक दल झा पहुंचा । वह भय से कांपने लगी | मैंने कहा : 
डरो मत ! मेरे भी भुजदण्ड हैं, भौर हाथों में खड़ग है ॥ पर मेने एक तरकीब 
सोच ली है । मैं ज़हर का मारा हुआ-सा भूठ-म्‌ठ को लेठे जाता हुं। ये ग्राएं तो 
कहना कि हम परदेशी हैं, आज ही रात इस नगरी में आए हैं। इस सभागृह के 
कोने में मेरे पति को सांप ने डस लिया है । आपमें से कोई दयालु यदि मंत्र 
जानता हो, तो इसे जीवित करके मुझ अनाथिनी के प्राण बचा दे । 

अर कोई रास्ता ही नहीं था । स्त्री भय से कांपते कण्ठ से, जैसा मैंने 
कहा था, उनके आने पर वैसा ही कह गई। में तो विष के विकार से ब्याकुल- 
सा लेट गया । उनमें से एक अपने को वंद्य समझता था । उसने मेरी जांच की । 
मुद्रा, तंत्र, मंत्र और ध्यान श्रादि सब करके हार गया तो बोला : इसे सर्प ने 
नहीं, काल ने काटा है | यह तो मर गया । सारा शरीर शिथिल है, काला पड़ 
रहा है। अ्रखिं पथरा गई हैं, शरीर ठण्डा है। शोक मत करो साध्वी ! सबेरे 
हम लोग भ्राकर इसे जला देंगे। सब द॑व करता है। उसे कौन टाल सकता है। 

यह कहकर वह अपने साथियों के साथ चला गया । : 
उदारक से मिलना 

में उठ बंठा और उदारक के पास उसकी स्त्री पहुंचाकर मेंने कहा : में 
एक चोर हूं । तुमसे इसका मन लगा था, इसीसे उस मन की मैंने सहायता 
की । मुझे यह मार्ग में मिली थी, मेंने घर पहुंचा दी है । ये इसके गहने हैं । 

'मेंने मानो अ्रंघेरे में उजाला कर दिया । श्राभूषण दे दिए। उदारक ने 
उन्हें लेकर लज्जा, हर्ष और घबराहट से कहा : आये ! इस रात तुमने ही मेरी 
प्रिया मुझे दी है। मेरी तो तुमने वाणी ही छीन ली। सम में नहीं श्राता, 
कि तुम्हारी प्रशंसा में में क्या कहूं । तुम्हारा स्वभाव भ्रद्भुत है। यह निश्चित 
है कि आज तक किसी चोर ने ऐसा नहीं किया । न तुममें ध्लौरों की तरह लोभ 
आदि दुर्गूण ही हैं । तुम कहते हो तुम चोर हो, पर उससे तुम्हारी भलमनसाहत 
की कोई पटरी नहीं बंठती । यदि में कहूं कि तुम्हारी सज्जनता ने मुझ दास को 
खरीद लिया है तो यह तुम्हारी प्रज्ञा का श्रपमान है। तुमने जो यह प्रिया मुझे 
दी है, उसके लिए मेरी यह देह तुम्हें अपित है । प्रिया न मिलती तो क्‍या यह 


दूसरा उच्छवास पे 


देह रह जाती ? यह तुम्हारा ही दिया शरीर है। झ्राज से झ्राप स्वामी हैं, में 
दास हूं । 

बह मेरे पांवों पर गिर पड़ा । मेंने उसे उठाकर छाती से लगाकर कहा : 
भद्र ! श्रव क्‍या करोगे ? 

“उसने कहा : इसके माता-पिता की स्वीकृति पाए बिना इससे विवाह कर 
लूं तो जीवित रहना कठिन हो जाएगा । में तो देश छोड़कर जाना चाहता हूँ, 
पर पभ्रब आप बताएं । जो कहेंगे, वही करूंगा, मुझपर मेरा नहीं, श्रापका 
अधिकार है। 

मैंने कहा : ठीक है। बुद्धिमान तो स्वदेश और विदेश को बराबर समभते 
हैं | परन्तु यह तो बड़ी सुकुमार है । वनमार्ग बड़े दुःखदायी और भयानक 
बाधाश्रों से घिरे रहते हें । फिर देश छोड़ दोगे तो लोग समभेंगे कि वह बल- 
बुद्धिहीन था। तुम चैन से यहीं रहो । चलो, इसे इसके घर छोड़ आएं । 
लड़की को फिर घर पहुंचाकर हाथी पर चढ़कर विनाश करना 

“उसने बिना सोचे ही मेरी बात को तुरन्त मान लिया और हमने उस स्त्री 
को उसके घर पहुंचाया, फिर उसकी मदद से उसके यहां जो मिट्टी के बतेन में 
बाकी धन था चुरा लिया । फिर चोरी करने के सब सामान एक जगह रखकर 
हम भ्रागे बढ़े । एक जगह लोगों की बड़ी भीड़ खड़ी थी। पास ही एक मत- 
वाला हाथी पड़ा सो रहा था | हम उसके फीलवान को हटाकर ऊपर चढ़ गए। 
ज्योंही मेंने हाथी के गले में लिपटी रस्सी पांवों से दबाई कि उसे उठाऊं, फील- 
वान को हाथी ने नीचे गिराकर उसकी छाती में दांत घुसेड़ दिया । घाव से पेट 
बिरा और अंतड़ियां निकल पड़ीं जो हाथी के दांत में उलक गईं । हाथी उस 
भीड़ की तरफ दौड़ा । रक्षक भाग गए। हमने उसी हाथी को भश्रर्थपति के घर 
की तरफ मोड़ दिया। हाथी ने वहां जाकर उसका भवन ढहा दिया । फिर वह 
हमें एक पुराने उजाड़ बाग में ले भागा । हमने वहां मौका देखकर पेड़ की एक 
लटकती डाल पकड़ ली और लटक गए । हाथी नीचे से निकल गया । घर 
जाकर हम नहाए भौर सो गए। 

'उदयाचल के पदुमरागमरिं'ग शिखर-सा रक्‍्तवर्ण सूर्य कल्पवृक्ष के सुनहले 
पल्‍लवों-सा निकल झाया । हमने उठकर हाथ-मुंह धोया और सुबह के काम 
करके, घूमने निकले । वर-वधू के घर में कोलाहल हो रहा था | अ्रथंपति ने 


८९ दराकुमारचरित 


कुबेरदत्त को खूब धन दिया और रात के विनाश के कारण एक महीने बाद 
कुलपालिका, उदारक की प्रिया, से उसका विवाह तय हुआा । 
अपहारवर्मा का उदारक घनमित्र को तरकीब बताना 

'मेंने उदारक धनमित्र से एकांत में कहा : मित्र ! तुम यह श्रच्छे चमड़े की 
भाथी ले लो और भअ्रंगराज से श्रकेले में मिलो । उनसे कहना : आप तो जानते 
ही हैं कि में ग्रनेक करोड़ धन के स्वामी वसुमित्र का एक मात्र पुत्र धनमित्र हूं। 
मेरा सारा धन श्रब बीत गया है। भ्रव तो भिखारी भी मेरा अ्रपमान करते हैं । 
कुबेरदत्त ने पहले मुभसे श्रपनी बेटी ब्याहने का वचन दिया था । अ्रब मुझे 
गरीब देखकर वह श्रथंपति को उसे दे डालना चाहता है। मेंने जब यह बात 
जानी तो मर जाना बेहतर समभा और में नगर के पास ही निर्जेन वन में जा- 
कर ज्योंही अपने गले पर तलवार चलाना चाहता था कि एक जटाधारी साधु 
ने मुके रोककर कहा : ऐसा साहस क्‍यों करता है ? मैंने कहा : अपमान और 
गरीबी ने ही मुभे ऐसा दुस्साहस दिया है। साधु को दया श्रा गई । बोले : 
तात ! तू मूर्ख है। भ्रात्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं । सन्‍त तो बिना 
भ्रात्मा को कष्ट दिए ही श्रपना उद्धार करते हैं । धन पैदा करने के हज़ार 
तरीके हैं, पर कटा गला जोड़ने का एक भी नहीं हैं। इसीसे, ऐसा क्‍यों करता 
है? में एक मंत्रसिद्ध व्यक्ति हूं | मेंने लाखों की साधने वाली यह चमड़े की 
भाथी 'से' ली है। इसकी दया से में कामरूप देश में सबकी इच्छा पूरी करता 
बहुत दिनों तक रहा हूं । श्रब बुढ़ापा ईर्ष्या पैदा करता है न ? सो में इस देश 
की भूमि को स्वर्ग जानकर लोट श्राया हूं | तू इसे ले ले । यह मेरी ही नहीं यह 
तो बश्यों और वेश्यात्रों की इच्छा भी पुरी करती है । सब जानते हैं । पर याद 
रखने की बात यह है कि इसे प्रयोग में लाने से पहले ही, यदि अन्याय से 
किसीका भ्रपहरण किया धन हो तो लौटा देना चाहिए । हां, न्याय से जो 
पैदा किया गया हो, वह देवताओं भौर ब्राह्मणों के काम में लगा सकते हो । 
यदि किसी पवित्र जगह यह रख दी जाए श्रौर देवता की तरह इसकी प्रार्थना 
की जाए तो रोज़ यह सोने से भरी हुई मिलेगी | यही इसका विधान है। 

में तो हाथ जोड़े ही खड़ा रह, और यह कह वह साधु पर्वत की किसी 
गुफा में घुस गया । भ्रब में इस रत्न जैसी भाथी को श्रापके पास ले आया हूं । 
बिना इसके मेंने इसे काम में लाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि रत्न का प्रयोग 


दूसरा उच्छवास 5234 


राजाज्ञा से ही होता है। श्रब आप ज॑सी भश्राज्ञा दें । 

'राजा निश्चय ही सुन-सुनाकर कहेगा कि भद्र ! हम तुमसे प्रसन्न हैं । तुम 
जाप्रो और मनभर के इसका प्रयोग करो । तब तुम कहना कि ऐसी दया कर दें 
कि कोई इसे चुरा न ले । वह तुम्हारी बात मान ही जाएगा | तब उसी तरीके 
से यह चोरी का धन दान करके भाथी की रोज़ पूजा किया करना श्रौर रात 
को चोरी करके इसे भर दिया करना । सबेरे लोग देखेंगे तो चर्चा फैलेगी । वह 
धनलोभी कुबेरदत्त तो फिर अपनी लड़की को तिनके की तरह तुम्हें देने को 
उठा लाएगा । अ्रथंपति इससे ऋद्ध हो जाएगा और धन की गर्मी के घमंड से 
तुमसे जलने लगेगा । हम उसे हर तरीके से ऐसा कर देंगे कि बस उसपर 
कौपीन बच जाए । चोरी की बुराई भी इसी तरीके से छिपी रहेगी, लोग 
समभंगे भाथी धन खींच लेती है। 
तरकाब को सफलता 

'धनमित्र प्रश्न हो उठा । उसने मेरे कहे मुताबिक सब काम किए । उसी 
दिन मेंने विमदंक को भेजकर उसे शअर्थपति के यहां नौकर करवा दिया श्रौर वह 
उसे धनमित्र के विरुद्ध भड़काने लगा । कुबेरदत्त का मन तो इससे भ्रथंपति की 
तरफ से फिरता चला ही गया और अ्र्थंपति के यथासम्भव विध्न डालने पर 
भी, उसने धनमित्र को प्रपनी कन्या देने का वचन दे ही दिया । 
रागमंजरी के दर्शन और अपहारवर्मा का कामाधीन होना 

“इन्हीं दिनों बहुत-से नागरिक बड़े झ्रादर से एकत्र हुए । काममंजरी की 
छोटी बहिन रागमंजरी की नाच-गाने की सभा हो रही थी। में भी अपने मित्र 
धनमित्र के साथ वहां गया । जब वह नाचने लगी तो मेरा मन दूसरा रंगमंच 
(रंगपीठ) बन गया । उसके नयनों के कटाक्ष कमलों के वन-से थे । उनमें कामदेव 
बसता था। उसने तो सारे भावों, रसों से संपन्‍न श्र बलवान होने के कारण 
मुझे बहुत सताया। ज॑से नगर में होने वाली चोरियों से नगरदेवी रुष्ट हो गई 
थी वंसे ही उसने श्रपने नील कमल के पत्तों की आभा ज॑से श्यामल कटाक्षों की 
शद्धुला से मुके बांध डाला और नृत्य को छोड़कर वह मनचाहा प्राप्त करने 
वाली रागमंजरी विलास से, या इच्छा से, या भ्रचानक ही, पता नहीं क्यों, सखियों 
से भी आंख बचाकर मुझे आंखों के कोनों से बार-बार देखती, विलास के बहाने 

अपनी भोंहें नचाती, छल से दांत दिखलाती हुई मुस्काती-सी, लोगों के मन श्रोर 


८ दरशकुमार चरित 


आंखें श्रपने साथ लेकर ही घर चली गई। 

में भी घर भ्राया तो ऐसी मिलने को चाहना घुमड़कर मन में उठी कि न 
मुझे खाना भाया, न कुछ। सिरदर्द का बहाना लेकर एकांत में हाथ-पांव फैला 
के बिस्तर पर जा लेटा । धनमित्र बड़ा भ्रनुभवी ठहरा । जहां मुझे काम के जाल 
में फंसा देखा तुरन्त समझ गया झ्नौर मुझसे एकांत में बोला : मित्र ! जय हो 
उस गणिकापुन्री की, जो तुम्हारे चित्त में श्रा रमी । मेंने भी उसके स्नेह को ताड़ 
लिया है। कामदेव उसे अपनी बाणशया पर जल्दी ही सुलाएगा । क्‍या मुश्किल 
है मिलना जब दोनों तरफ हो श्राग बराबर लगी हुई ! पर उस गणिकापुत्री ने 
एक बड़ी कल्याणकारिणी प्रतिज्ञा कर रखी है, कह कि बहुत ऊंची बिल्कुल 
गणिका धर्म के विरुद्ध / जानते हो ? कहती है--मेरा शुल्क (फीस ) धन नहीं, 
गण है। भर बिना विवाह किए यौवन भी किसीकों भ्रपित नहीं करूंगी । 
उसकी इस प्रतिज्ञा को सुनकर उसकी बहिन काममंजरी और माता माधवसेना 
उसे खूब समझा चुकी हैं, पर वह न मानी । तब हारकर उन्होंने राजा से कहा : 
देव ! भ्रापकी दासी रागमंजरी जैसी सुन्दर है, वंसी ही कलानिपुण है । हमें तो 
बड़ी आशा थी कि हमारे मन की इच्छा पूरी करेगी, पर वह आ्राशा ही विनष्ट 
हो गई। यह तो वेश्या धर्म को ही नहीं मानती । धन की चाह नहीं इसे । 
कहती है, किसी ग्रुणी को योवन बेचंगी । यह तो कुलनारियों जैसे भ्राचरण करना 
चाहती है। श्राप ही श्राज्ञा दें तो यह वेश्या धर्म को माने । बड़ी कृपा होगी । 
कल्याण होगा ।---राजा ने उनके बार-बार कहने पर रागमंजरी को बुलवाकर, 
वही कहा, पर रागमंजरी थी कि टस से मस न हुई । राजा से तब मां-बहिन 
ने रोते हुए कहा : तो यही भ्राज्ञा दे दीजिए कि 'जो कोई विट, हमारी इच्छा 
के विरुद्ध इस लड़की को बहका कर धोखा देगा, वह चोर का-सा दंड पाएगा । : 
बिना पैसे के किसीके भी मां-बाप भौर घर वाले इसे स्वीकार करने को तैयार 
ही न होंगे । पैसे वाले को रागमंजरी मंजूर नहीं करेगी । भ्रब तुम ही सोचो कि 
ऐसी हालत में क्या किया जाए ! 

'मेंने सब सुन-सुनाकर कहा : इसमें सोचने को है ही क्‍या ? गुणों से राग- 
मंजरो को बस में करूंगा झौर छिपाकर घन दूंगा उसके घर वालों को । दोनों 


प्रसन्‍न होंगे ! 


दूसरा उच्छवास च्फ 


रागमंजरी को पाने की तरकीबें करना और उससे ब्याह करना 

'काममंजरी की मुख्य दूती एक बौद्धभिक्षुणी धर्म रक्षिता थी। उसे कपड़े, 
ग्रन्न देकर काममंजरी से कहलवाया कि पणबंध' यों होगा कि में धनमित्र की 
चमड़े की भाथी चुराकर दे दूंगा, बदले में रागमंजरी मुझे दे दो । काम्रमंजरी ने 
कुबूल कर लिया तो मैंने भाथी दे दी और प्रपने ग्रुणों पर रागमंजरी को मोहित 
करके उससे ब्याह कर लिया । 

जिस रात चमड़े की भाथी की चोरी प्रकट होने वाली थी, उसी रोज्ञ दिन 
के समय दूसरे ही काम के बहाने से नगर के प्रधान पुरुषों को एकत्र किया 
गया । मेरा मित्र विमदक श्रव श्रथंपति का प्रकटरूप से पक्षपाती हो गया था । 
उसने धनमित्र का वहां अभ्रनादर किया श्रौर उसे श्रनेक तरह से डराकर सबके 
सामने, पूर्व श्रायोजित योजना के अनुसार, अकड़ गया । 

'घनमित्र ने कहा : आपका क्‍या फायदा, क्या नुकसान । श्राप क्‍यों दूसरे की 
बजह से मुझे गाली देते हैं ? मेरे कारण श्रापका कभी भी कोई नुकसान हुआ 
हो, ऐसा मुझे तो याद भी नहीं आता । 

“विमर्देक ने फिर धनमित्र को डराते हुए कहा : भरे यही तो धन का मद है 
कि तुम दूसरे की स्त्री को, जो धन के द्वारा खरीदी गई थी, फिर से श्रब उसे 
भ्रपनी बनाना चाहते हो और धन के बल पर उसके माता-पिता को तुमने लोभ 
में फंसा लिया है। श्रौर कहते हो मेंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? कौन नहीं 
जानता मैं साथ्थवाह भ्रथंपति का परम मित्र हूं। में उसके लिए जान भी दे सकता 
हूं । में ब्रह्महत्या को भी कुछ नहीं गिनता । मेरे लिए एक रात जगना ही तुम्हारी 
चमड़े की भाथी वाले घमंड के बुखार से पैदा हुए बेर को साफ कर देने के लिए 
काफी है । 

“उसे गुस्से से बोलते देख प्रधान नगरवासियों ने उसे मना-मनूकर हटा 
दिया । भूठे ही डरते हुए धनमित्र ने राजा को चोरी के पहले की यह बात- 
चीत भी सुना दी । 

'राजा ने अ्रथंपति को भकेले में बुलाकर पूछा : मित्र ! क्‍या तुम्हारे यहां 
विमदेक नाम का कोई प्रादमी है ? 


न्‍सन न सनक कल 4 अल ० धर अलनननिपक जथ तमललानकाननावध्शा चल, 


चल 


१,फोस की भुगतान 


5 अं दशकुमार चरित 


“उस मूर्ख ने कहा : हां देव है, मेरा परममित्र है। उससे श्रापको कोई काम 
है? 

राजा ने पूछा : क्‍या उसे बुला सकते हो ? 

्रवश्य--कहकर भ्रर्थंपति लौट श्रायां । उसने विमर्दक को घर, वेश्याग्रों 
के घरों, रास्तों, जुएखानों भ्रौर बाजारों में हर जगह ढुंढ़वाया, पर उसे साव- 
धान विमर्दक नहीं मिला । 

“वह तुच्छ यहां है नहीं, अन्यथा आपको भी उस विमर्देक को दिखा देता। 
उसे मेंने पहले ही परिचय-चित्ध बता दिए थे और वह आपको ढूंढ़ने मे री श्राज्ञा 
से पहले ही उज्जयिनी की ओर जा चुका था । 

'अ्रथंथति जब राजा के पास गया तो उत्तर नहीं दे सका । बोला : में उसे 
जानता ही नहीं । राजा ने कहा : जब तक धनमित्र की भाथी न मिले, तब तक 
को अथ्थंपति बंदीग्ृह में रहे । 

वह राजा के क्रोध से बेड़ी पहनाकर बंद कर दिया गया । 
क्षपणक का धन वापस मिलना 

उधर भाथी पाकर काममंजरी उस्तकी पुजा करके उससे धन लेना चाहती 
थी पर वह क्षपणक विरूपक का धन शभ्रन्याय से ले चुकी थी । उससे उसे एकांत 
में बुलाया और उसका धन उसे बड़ी विनय से लौटाकर उसका बड़ा सम्मान 
करके घर झा गई। क्षपणक भी इस तरह भ्रहत सिद्धांत की मुसीबतों से बच- 
'कर मेरी श्राज्ञा से प्रसन्न होकर फिर भ्रपने ( वैदिक ) धर्म में लौट झाया । 
और काममंजरी ने भाथी का अ्रच्छा फल पाने को सब दान कर दिया, इतना 
कि बस घर में चूल्हा रह गया । 
काममंजरी को सज़ा मिलना, जैसे को तेसा 

मैने घनमित्र को फिर समझभाया। वह एकांत में राजा से जाकर बोला : देव! 
यह काममंजरी वेश्या पहले तो लोभमंजरी कहलाती थी पर श्रब तो वह मूसल 
प्रौर ग्रोखली भी बिना चिंता के बांटे जा रही है। भाथी का धन लेने को भी 
यही वरीका भ्पनाना पड़ता है। वेश्या भर बनिये ही इसे दृह सकते हैं । भ्रन्य 
लोगों को वह बेकार है । मुझे लगता है कहीं उसीने तो नहीं उड़वा ली है। 

'राजा ने तुरन्त काममंजरी की मां को बुलवाया । 

इधर मैंने बड़े ही दुःख का प्रदर्शन करके काममंजरी से एकांत में कहा : 


दूसरा उच्छवास प्€ 


झाये ! आपने सब दान करके सबका संदेह शझ्पने पर लिया है कि भाथी श्राप 
ही के पास है । राजा ने इसीलिए प्रापको इसके बारे में पुछताछ करने को बुल- 
वाया है । राजा बार-बार पुछेगा कि कैसे मिली, कहां से मिली, तो आप मेरा 
नाम अवश्य बताएंगी श्रौर मैं बुरी तरह मारा जाऊंगा। में ऐसे मर गया तो 
झाप की बहिन रागमंजरी भी जिदा नहीं रहेगी । श्राप श्रब गरीब तो हैं ही । 
जिससे धन मिलने की भश्राशा है वह भाथी पहुंच जाएगी धनमित्र के पास | सब 
तरफ से बड़ी मुसीबत है | श्रव कोई रास्ता निकालिए । 

'काममंजरी श्र माधवसेना ने रोते हुए कहा : हाय, यह सच है कि हमारी 
मूखता से रहस्य इतना प्रकट हो गया । राजा के बार-बार पुछने पर दो बार, 
तीन बार, चार बार, हम शअ्रस्वीकार करके जो कहीं एक बार भी चोरी का 
माल लेना स्वीकार कर लें तो चोरी का संदेह आपपर ही जाएगा और हमारा 
तो परिवार ही नष्ट हो जाएगा । उस भाथी की चोरी की बदनामी वैसे अर्थ 
पति पर लग चुकी है । श्रंगपुर में सब समभते हैं कि क्षुद्र भ्रथंपति से हमारी मित्रता 
है। हम यों रक्षा करेंगी श्रपती कि राजा से साफ कह देंगी कि यह भाथी हमें 
भ्रथंपति ने दी है । 

'वे मुझे यह समझाकर राजा के यहां चली गईं । राजा ने पूछा तो उन्होंने 
कह दिया : राजन्‌ ! यह वेश्याधर्म नहीं है कि दाता का नाम हम बता दें । यह 
कौन नहीं जानता कि वेश्या के पास आने वाला धन श्रन्याय से कमाया हुआ भी 
हो सकता है । प्राय: श्रन्याय का धन कमाने वाले पुरुष ही वेश्याप्रों पर रीभते 
हैं । वहां भले आदमी भ्राते ही कब हैं ! 

“इन इधर-उधर की बातों से भी काम न चला । राजा ने उनके नाक-कान 
काटने की धमकी दी । डर के मारे उन्होंने श्रथंपति को चोर बताया । राजा ने 
क्रद्ध होकर उसे प्राणदण्ड की श्राज्ञा दे दी। पर घनमित्र ने हाथ जोड़कर कहा : 
हे राजन्‌ ! हे श्रार्य ! चन्द्रगुप्त मौर्य का ही यह नियम है कि अपराधों के 
लिए वंश्य को प्राशदण्ड न दिया जाए। उसका सर्वेस्व छीनकर राज्य से निकाल 
देना चाहिए । श्राप उससे क्रुद्ध हें तो यही करिए। यह पाप का काफी बुरा परि- 
णाम है । 
अर्थपति का निर्वासित किया जाना 

प्रथंपति की जान बचाने से धनमित्र की बड़ी वाहवाही हुई । राजा भी 


६० दशुकुमार चरित 


धनमित्र पर बहुत श्रसन्‍न हो गया, कौपीन पहनाकर, सारे नगरवासियों के 
सामने ही श्रर्थपति को राज्य से. निकाल दिया गया। उसी अर्थपतति 
के धन का कुछ हिस्सा उस तुच्छ काममंजरी को भी दिलवा दिया जो भाथी 
के लालच में सब कुछ दान कर चुकी थी । धनमित्र की प्रेरणा से राजा प्रसन्न 
हुआ भ्रौर एक शुभ दिन धनमित्र ने कुलपालिका से विवाह कर लिया । 
मैंने भी सब काम सिद्ध होने पर रागमंजरी के घर को सोने श्रौर रत्नों से 
भर दिया । इस तरीके से मैने कंजूस और धूत धनवानों का सारा माल उड़ाकर 
यह हालत कर दी कि उनके पास एक-एक खप्पर हाथ में बाकी रह गया। 
अपने ही धन को, मेरे द्वारा वह जिनके घर बांट दिया गया था, वे उनके यहां 
मांगते हुए डोलने लगे। भश्रत्यंत चतुर लोग भी ब्रह्मा की खिंची रेखा को नहीं 
मिटा सकते । यही हुआ । 


भाग्य का पलटा खाना 
'एक रात में मस्ती से मदिरा पान कर रहा था कि पीते-पीते बहुत पीकर 


नशे में हो गया । मद श्रौर उन्माद इन दोनों में एक ही बात है कि जब 
भ्रादमी उनके वश में आ जाता है तब वह अपनी पुरानी प्रवृत्ति की ओर ही 
लगता है। उन दिनों में मदोन्मत्त तो था ही । 

में बकने लगा : एक ही रात में इस नगर को निर्धन करके में तुम्हारे घर 
को भर दूंगा । 

'रागमंजरी बार-बार दुःख से व्याकुल-सी हाथ जोड़कर कभी मेरे पांवों से 
लिपट जाती, कभी कसम दिलाती, परंतु में मदमत्त हाथी-सा उसे धकेलकर 
बड़े वेग से निकल पड़ा ज॑से लोहे की श्रूखलाएं तोड़चर श्राया होऊं। मैंने उस- 
की एक न मानी । 

“्रुगालिका नामक एक दूृती मेरे पीछे लग चली । में प्राय: श्रकेला हाथ में 
तलवार लिए मार्ग पर झा पहुंचा । नगररक्षक मुझे चोर समभकर पकड़ने झआाए। 
में नशे में था सो जूक पड़ा । मेंने दो-तीन को घायल करके मार डाला, और 
अन्त में जब तलवार मेरे हाथ से छिन गई तब शिथिल होकर लाल-लाल श्रांखें 
लिए जोश से बेकल-सा धरती पर गिर पड़ा । दुःख से चिल्लाती श्वुगालिका 
मेरे पास आ गई। मुझे नगररक्षकों ने बांध लिया। ज्योंही झ्रापत्ति आई, 
. भेरा उन्माद उतरने लगा झौर अ्रक्ल फिर ज्ोर करने लगी और तब मैंने 


दूसरा उच्छुवास ६! 


सोचा : घिक्‍कार है । मेरी ही मूलंता से यह भारी मुसीबत भ्रा गई है। धन- 
मित्र मेरा गहरा दोस्त है और रागमंजरी पत्ती है, यह सब जानते हैं; मेरे इस 
पाप से उनपर अपराध लगेंगे। कल वे भी पकड़े जाएंगे। भाथी का धन श्रब 
रंग लाएगा । श्रब कोई ऐसा काम करना चाहिए कि ये दोनों बचे रह जाएं । 
तभी शायद वे भी मुभे बचा सकेंगे । 

'तुरंत ही मैंने सोच लिया और श्युगालिका से कहा : श्रो बुढ़िया ! जा 
भाग जा ! उस धनलोभिनी शअ्रभागिनी वेश्या रागमंजरी और चमड़े की भाथी 
से मदमत्त मेरे छात्रु धनमित्र की मित्रता कराने को ही तूने उनका छल से 
समागम कराया है। पर अब तू मारी गई। उस नीच धनमित्र की चमड़े की 
भाथी चुराने श्लौर तेरी कन्या रागमंजरी के गहने छीनने के दोष को मैं श्रब 
भ्रपनी जान देकर दूर कर दूंगा । 

'बुढ़िया बड़ी चलती हुई, पहुंची हुई थी । फौरन श्रांखों में श्रांस भर लाई 
झौर हाथ जोड़कर, प्रणाम करती हुई उन नगररक्षकों से मेरे सामने ही बड़े 
हो गदगद स्वर से बोली : भद्रको ! ज़रा ठहर जाएं । में इस चोर से भ्रपनी 
चोरी गए धन का तो पता लगा लूं ! 

'तथास्तु |---कहकर रक्षकों ने मान लिया । 

वह मेरे पास श्रा गई और बोली : सौम्य ! इस दूृती का एक बार 
झ्रपराध क्षमा कर दो। तुम्हारी पत्नी रागमंजरी की इज़्ज़त लेने वाला धन- 
मित्र भले ही तुम्हारा शत्रु बना रहे, पर बहुत दिलों से तुम्हें सुख दिया है, 
इसलिए अपनी उस दासी रागमंजरी पर तो दया करो। वह तो रूपाजीवी'" 
ठहरी । उसके लिए तो श्रलंकारों की ही मुख्यता है। वर्ना वेश्या करेगी भी 
क्‍या ? बता दो ! उसके गहने कहां हैं ? 

“इतना कह वह मेरे पांवों पर गिर पड़ी । 

'में तब कुछ दया दिखलाता हुआ बोला : होगा ! मुझ्के क्‍या ? मैं तो 
मौत के हाथों में पड़ा हूं। भ्रब मुझे रागमंजरी से श्षत्रुता रखकर भी क्‍या 
लाभ ? ह 

. यह कहकर मैंने उसके कान में फुसफुसाकर उसे तरकीबं बता दी । और 


१, रूप के बल पर जीने वाली 


धर दशकुमारचरित 


कहा : ऐसा करना । 

वह सब समझ गई । और कहने लगी : बहुत दिन जिश्रो ! देवता तुम 
पर प्रसन्न हों । भ्रंगराज भी तुम्हारे पौरुष से प्रसन्‍न होकर तुमको छोड़ दें । ये 
भद्रपुरुष रक्षकगण भी तुमपर दया करें ! 

वह चली गई और मुझे नगरपालाध्यक्ष की भ्राज्ञा से बंदीगृह में ले झाया 
गया । 
कान्तक का आना और मारा जाना 

दुसरे दिन नागरिक' कान्तक भ्ाया । हाल में ही बाप के मरने पंर वह 
काराध्यक्ष हुआ था । अपने को बड़ा सुन्दर समभता था ओर बड़ा गर्वीला था। 
उसका ख्याल था कि उसका यौवन बड़ा ही मोहक था। अनुभवहीन वह न 
जाने श्रपने को क्या समझता था। आकर मुभसे तिरस्कार से बोला : धनमित्र 
की भाथी न दोगे, नगरवासियों का चोरी किया धन न लौटाओ्ोगे तो कारागार 
में मिलने वाली श्रठारहों तरह की यातनाएं भोगते हुए मौत के मुंह में चले 
जाभ्रोगे। 

'मैंने मुस्क राकर कहा : उस कपटी मित्र धनमित्र की भाथी से होने वाली 
धन की भ्राशा तो श्रब पूरी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे दस हजार यातनाएं भी 
क्यों न फेलनी पड़ें । यह मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है । 

“इस तरह कभी मुझे डराया जाता, कभी भेद जानने को फुसलाया जाता। 
कुछ ही दिन का समय मिल जाने से मेंने भ्रच्छा भोजन भी पाया और भाराम 
भी । मेरे शरीर के घाव-वाव भी ठीक हो गए, जो नगररक्षकों से लड़ते वक्‍त 
लग गए थे। मैं स्वस्थ हो गया । 

कृष्ण के पीतांबर की भांति जब सूर्य की धूप पीली पड़ चली, एक 
दिन संध्या समय श्ूगालिका प्रसन्न-सी साफ कपड़े पहने मेरे पास आई। 
बंदीगृह के रक्षक कुछ दूर पर थे। वह मुभसे बोली : भायें ! आपकी श्राज्ञा 
सिद्ध हो गई। ज॑से भ्रापने कहा था, मैंने धनमित्र को समझा दिया। मैंने 
उनसे कहा : आये ! श्रापके मित्र ने मुसीबत में फंसकर आपसे कहलवाया है 
कि वे वेश्या के संपर्क के दोष से सहजसाध्य मदिरापान के भ्रपराध में बांध 


१, नागरिक-जेलर, काराध्यक्ष 


दूसरा उच्छवास हरे 


लिए गए हैं । श्राप निडर होकर श्राज ही राजा से कह दें कि--देव ! महाराज 
की कृपा से पहले श्रथंपति द्वारा चुराई गई भाथी तो मिल गई थी, पर अ्रब 
जूए में उस्ताद, रागमंजरी के पति, ने चुरा ली है। वह आदमी नाचने-गाने में 
कुशल है, उसमें कवित्वशक्ति है, दुनियादारी के कामों में बड़ा प्रवीण है। इसी 
प्रवीणता से उसने मुझसे मित्रता जोड़ ली । में मित्रता के ही नाते उसकी स्त्री 
के पास कपड़े, गहने भादि रोज़ भेजता था। पर जुझ्रारी नीच ठहरा, उसने 
समझा मैंने उसकी पत्नी को फंसा लिया है। गुस्से में भरकर उसने मेरी भाथी 
ही नहीं, रागमंजरी के गहनों की पिटारी भी चुरा ली है। वह नगर में और 
भी चोरी करने को डोल रहा था कि नगररक्षकों ने उसे पकड़ लिया। राग- 
मंजरी की दूती श्वगालिका उस जुआरी को ढूंढते हुए घूम रही थी, वह भ्रचानक 
वहीं पहुंच गई । पुराने प्रेम की याद करके उस नीच जुआरी ने रागमंजरी के 
गहने तो बता दिए, पर मेरी भाथी उससे मिल जाए, यह श्रापकी प्रसन्‍नता पर 
ही निर्भर है ।---क्योंकि इसी तरकीब से भ्राशा की जाती है कि अ्रंगराज भाथी 
मांगने का आग्रह करेंगे, जान से नहीं मार डालेंगे । आ्रापकी मित्रता का पअ्रभि- 
मान करने वाले धनमित्र ने जैसा आपने कहा वसा ही किया। तब मैंने राग- 
मंजरी को वे सब चिह्न दिखाए जो आपने कहे थे । उसे विश्वास हो गया श्रौर 
मैंने उससे धन भी ले लिया । तब मेंने अ्रंगराज की राजकुमारी अ्रंबालिका की 
मांगलिका नाम की दासी से श्रापकी बताई तरकीबों से काफी मित्रता कर ली। 
उसीके द्वारा मैंने रागमंजरी और श्रम्बालिका में काफी मित्रता कर दी । 
भ्रब में राजकुमारी को नित्य नयी भेंट देती हूं भौर अ्रच्छी-प्रच्छी कथाएं सुना- 
सुनाकर मेंने उसे प्रसन्‍न कर लिया है; मैं उसकी कृपापात्री बन गई हूं। एक 
दिन राजकुमारी प्रासाद में बंठी थी कि मैंने कट कहा कि कर्णफूल गिरने वाला 
है भ्रापका | यह कह ठीक करने के बहाने से मैंने उसे गिरा दिया । फिर धरती 
से उठाकर, वहीं भ्रंतःपुर के भ्रांगन में सुख भोगते कबूतरों के जोड़े को डराकर 
उड़ाने के बहाने उनपर फेंका श्र इस चालाकी से फेंका कि उसी समय आंगन 
में घुसते हुए काराध्यक्ष कान्तक पर वह जा गिरा । कान के कमल की मार से 
कान्तक तो कृतकृत्य हो गया। उसने ऊपर देखा । मेरी इस कारगुज़ारी से 
राजकुमारी हंस पड़ी । कान्‍तक ने उसका यह रूप देखा तो उसके तो मन में 
भंवर पड़ गए। वह समझा, यह मुझे देखकर हंसी है। मैंने भी उसे राज- 


६५ दशकुमारचरित 


कुमारी की श्रांस बचाकर ऐसे ही इशारे कर लिए । कामदेव के जहरीले बाणों 
ने उस मोहित कान्तक को ऐसा बींध डाला कि वह बड़ी मुश्किल में वहां 
से हटा । सांक हो गईं । में एक बेंत की पिटारी में राजकुमारी की मुद्रा, 
सुगन्धित पान, रेशमी वस्त्र श्र उत्तरीय, और गहने रखकर एक लड़की से 
उठवाकर कान्तक के घर ले गई । वह तो डूबा हुआ ही था । मुझे; देखा तो ऐसा 
खुद हो गया जैसे नाव मिल गई। मैंने भी ऐसा वर्णन किया ज॑से राजकुमारी 
बहुत ही कामपीड़ित हो गई है । वह मूर्ख तो यह सुनकर उन्मत्त-सा हो गया । 
तब उसने मुभे भ्राने का कारण पूछा । मैंने कहा कि आपकी चाहने वाली 
राजकुमारी ने यह चबाया हुआ पान, देह में लगाया हुआ्ना लेप, काम में लाए 
फूल और पहने हुए वस्त्र भेजे हैं। वैसे उस सबको तो में अपने पास से ले 
गई थी । कान्तक ने मुझे राजकुमारी के लिए उपहार दिए। वह में ले भ्राई 
श्रौर मैंने छिपाकर फेंक दिए। इस तरह कान्‍्तक के दिल की श्राग को भड़का- 
कर मेंने उससे एक दिन एकांत में कहा कि--पश्राय ! अपने हाथ-पांवों की 
निशानियां तो देखिए । रेखाएं कसे अनुकूल पड़ी हैं। मेरे पास ही एक ज्योतिषी 
रहता है। उसने मुझसे कहा भी था कि यह राज्य तो कान्तक को मिलेगा, 
क्योंकि उसके हाथ में हें ही ऐसी रेखाएं । वह ज्योतिषी कहता है कि राजकुमारी 
भ्रापको चाहती है। राजा के एक ही संतान है । भ्रगर उन्होंने श्रापका-उसका 
संबंध जान भी लिया तो आपको"'मारेंगे नहीं, क्‍योंकि आपके मरने से तो लड़की 
भी मरी ज॑से हो जाएगी । आपको तो वे उल्टे युवराजपद दे देंगे, राज भी ऐसे 
ही मिल सकता है। इसलिए आ्राप प्रयत्न आ्रारंभ कर दें, अगर भ्रापको राजकुमारी 
के श्रंत:पुर में घुसने का रास्ता न मालूम हो तो में बताऊं कि रनिवास के बाग 
की चहारदीवारी श्रापके बन्दीगृह की दीवार से सिर्फ तीन हाथ की दूरी पर है । 
किसी ऐसे चोर से उस जगह धरती में ऐसी सुरंग बनवाश्रो जो सेंध लगाने में. 
बहुत चतुर हो । और फिर मज़े से घुस जाझ्रो। भोतर तो पअ्ंतःपुर में हम 
झापकी देख-रेख कर ही लेंगी। राजकुमारी की सेविकाएं तो चुप रहेंगी । कोई 
भी रहस्य नहीं खुलेगा ।---जब यह मेंने कहा तो कान्तक ने कहा: हां भद्दे ! 
ठीक कहती हो । मेरी जानकारी में एक चोर है जो सुरंग बनाने में राजा सगर 
के बेटों की तरह कमाल करता है। भ्रगर वह मान गया तो सब पौ बारह हो 
जाएगा। क्‍ 


दूसरा उच्छुवास ६५ 


मैं बोली : तो उसे आप तंयार क्‍यों नहीं करते ? वह है कहां ? 

'कान्तक ने कहा : वही है जिसने धनमित्र की चमड़े की भाथी चुराई है । 

'उसने श्रापकी ओर इशारा किया । 

'में बोली : प्रगर यही बात है तो उससे श्राप कहिये कि तुमे कद से छोड़ 
दूंगा, जो तू मेरा काम कर देगा । पहले उससे प्रतिज्ञा करा लो, कसम दिलाकर 
कहला लो, फिर राजा से कहना कि देव ! वह बंदीगृह में मुंदा चोर बार-बार 
कहने पर भी अपने हठ पर श्रड़ा है, धनमित्र का गहरा दुश्मन है। भश्रौर भाथी 
के बारे में कुछ भी नहीं बताता । इसे विचित्र ढंग से प्राणदंड देना चाहिए । 
राजा मान जाएंगे तो हम उसे मरवा देंगे, सुरंग भी बन जाएगी श्रौर रहस्य भी 
नहीं खुलेगा । 

'मैं ऐसा कह चुकी तो मेरी बात सुनकर कान्तक बहुत ही प्रसन्‍न हो गया 
झौर उसने श्रापको बस में लाने के लिए मुझे ही भेजा है। वह स्वयं बाहर बंठा 
है। शभ्रव श्राप जो ठीक समझें, बताएं । 

अूगालिका की बात सुनकर में श्रत्यन्त प्रसन्‍न हो उठा। मेंने कहा : 
श्वुगालिका ! मेंने तो थोड़ा-सा कहा था, तुमने तो अपनी नीति से इसे इतना बढ़ा 
दिया ! कान्तक को बुला लाओ्रो ! 

. 'कान्तक आया । उसने मुझे छोड़ने की शर्त बताई । मैंने रहस्य प्रकट न 
करने की कसम खाई । फिर उसने मेरी बेड़ी खोल दी। स्नान, भोजन, तैल, इत्र 
से मेरा स्वागत-सम्मान किया । मेंने भी हमेशा अन्धेरी रहने वाली दीवार के 
कोने में सांप के मुंह की शकल वाली कुदाली से सेंघ लगाना शुरू कर दिया । 
मैंने सोचा : यह कान्तक मुझे सेंध लगाने पर मार ही डालेगा । क्‍यों न मैं ही 
इसे मार डालूं । तो फिर मुभपर भूठ का दोष ही नहीं लगेगा |. क्‍ 

सुरंग बन चुकने पर जब कान्तक ने मुझे बांधने को हाथ बढ़ाया, मैंने 
उसके सीने में लात मारी श्लौर पटक के उप्ती की छुरी से उसका सिर काट 
दिया । 

'फिर मैंने श्वुगालिका से कहा : भद्दे ! प्रव बताओों ! राजकुमारी का 
झन्त:पुर कसा स्थान है ? कहीं ऐसा न हो कि यह सब मेहनत बेकार हो जाए। 
वहाँ से कुछ चोरी करके लौट भझ्राऊंगा । 


६६ - दशकुमारचरित 


राजकन्या अंबालिका का मिलना, अपहा रकम का ग्रेम में पड़ना 

उसने रास्ता बता दिया । वहां पहुंचकर मेंने देखा कि रत्नदीप जल रहा 
है । तरह-तरह के खेलों से थककर सेविकाएं सोई हुई हैं । बहुमूल्य, रत्न जटित, 
सिहाकार, गजदंत से मढ़े पायों वाले पलंग पर, हंस ज॑सी सफ़ेद चादर पर, 
फूलों श्रौर किसलयों की सुगन्ध के बीच, दांए पांव पर बांए पांव की एड़ी रखे, 
राजकुमारी सो रही थी | उसकी जंघाएं सघन थीं और घुटने बड़े सुन्दर थे । 
नितम्ब पर एक हाथ पड़ा हुआ था । पलंग के सिरहाने की तरफ दूसरा लता 
जैसा हाथ था, सिमटा हुआ-सा ज॑से कोमल, कोपलों-सा लग रहा था । उसके 
शरीर पर चीन देश का बारीक रेशमो वस्त्र था। सांसों से छोटा-सा पेट कांपता 
था, श्रौर छाती उठती-गिरती थी । सोने के तारों में गृंथी पद्मराग मरिंग की 
माला इधर-उधर तिरछी-सी हो गई थी । कानों के श्राधे हिस्से दिखते थे जिनमें 
कुण्डल थे । कानों के ऊपर के हिस्से में रत्नों से बने करिंगका भूषण थे, उनमें से 
दीपक की ज्योति में किरणें-सी फूट रही थीं । कान पर कसकर बंधे केश श्रागे 
ढीले पड़ गए थे, भौर उनका कालापन भी उन किरणों के कारण कुछ सुनहला- 
सा लगने लगा था । होंठ क्या थे, ग्रुलाब को फीका कर रहे थे । गाल पर रखा 
हाथ ऐसा लगता था ज॑से कान में कूलता कमल श्रा लगा हो | कपोलों के ऊपर 
चित्र वितान की पत्रलेखा बड़ी सुन्दर थी। नील कमलों-सी शआांखें बन्द थीं, 
प्रडिग-पताकाश्रों-सी थीं वे भौहें । तिलक का चन्दन रोमांच के पसीने से कुछ 
बह-सा गया था । मुखचंद्र पर केश लताम्ों की तरह थे। वह एक करवट से 
गहरी नींद में सोई थी । खेलने से थक गई थी। ऐसी लगती थी वह, जैसे शरद- 
ऋतु के उजले बादल की गोद में बिजली भ्राकर सो गई हो ! मैंने देखा तो 
देखते ही कामदेव के बस में हो गया । चोरी की तो बात ही भूल गया भौर 
किकतंबव्य विमूढ़-सा बंठ गया, ज॑से चोर स्वयं लुट गया था । मैं सोचने लगा : 
यदि यह सुन्दर लोचनी न मिलेगी, तो कामदेव मुझे मार ही डालेगा । और में 
बिना बताए छ भी लूंगा तो यह चिल्ला उठेगी श्रौर फिर तो सारे ही मनोरथ 
नष्ट हो जाएंगे । हो सकता है कि मैं ही पकड़ा जाऊं भोर मार डाला जाऊं। 
इच्छा |! एक ही तरकीब लगती है । 

खूंटी पर लाख से चिकनाई हुई एक रंगीन लकड़ी की पट्टी टंगी थी। मैंने 
उसे उतार लिया और रत्नजटित कलम निकालकर उस सोती हुई का ज्यों का 


सरा उच्छवास ६७ 


त्थों चित्र खींचा । श्रपने को मेंने उसके पैरों के पास हाथ जोड़े हुए चित्रित किया 
झोर वहीं एक इलोक लिखा-- 

अंजलि बांधे एक आपसे करता हूं में विनय प्रार्थना,-- 

सुरत खेद से खिन्‍न भाप सोएं सच मेरे पास,--याचना-- 

यही एक है, और न कोई, सोएं नहीं भ्रन्यथा बसे ! 

झपने मन की सुलगन को में कहूं झापसे बाकी कैसे ? 

और तब सोने के पानदान से मैंने गन्धित पान, कपुर का चूर्ण भौर सुगंधित 
कत्था निकालकर मुख में रखा । और भालक्तक जंसे रंग की पीक को इस ढंग 
से सफेदी पुती भीत पर थूका कि उसपर चकवा-चकवी का जोड़ा बन गया। 
फिर मैंने उससे भ्रपनी अंग्रठी धीरे से बदल ली भ्रौर किसी तरह महल से लौट 
भ्राया । 
अपहारवर्मा का आज़ाद होना 

सुरंग से जब बंदीगृह लौट श्राया तो मैंने सिहधोष को बुलाया । वह एक 
कंदी था। मेंने उसे बताया कि मेंने ऐसे-ऐसे कान्तक को मार डाला है भर तुम 
ऐसी-ऐसी चाल पर चलना कि राजा तुमसे प्रसन्‍न होकर तुम्हें मुक्त कर देगा । 
में यह कहकर श्वूगालिका के साथ बाहर निकला । राजमार्ग पर नगररक्षकों 
का फिर सामना हो गया । मेंने सोचा कि में तो इन लोगों में से लड-फऋगड़कर 
भाग जाऊंगा, पर यह निर्दोष श्रूगालिका पकड़ी जाएगी पभ्रतः कोई तरकीब 
करनी चाहिए । 

“बस ! मैंने अपने दोनों हाथ पीठ की तरफ किए और उनकी तरफ पीठ 
करके खड़ा हो गया भौर मैंने कहा : भद्रो ! यदि मैं चोर हूं तो बांध लो। 
यह श्रापका श्रधिकार तो है, इस बुढ़िया का कभी नहीं है । 

“श्वुगालिका तुरन्त मेरा इशारा समझ गई। वह उन रक्षकों के पास जाकर 
प्रणाम करके बोली : भद्ठो ! मेरा यह बेटा पागल हो गया था । मैंने इसका बहुत 
दिनों तक इलाज भी कराया। कल यह ठीक हो गया था श्रौर बिल्कुल स्वस्थ दीखता 
था। मैंने यह समझकर इसे खुलवा दिया झौर नहला-धुलाकर तैल-चन्दन भ्रादि 
लगाए । नये कपड़े पहनाकर खीर खिलाई और पलंग पर सोने को छोड़ दिया । 
पर भ्राधी रात में फिर कुछ पागल-सा हो गया । 'कान्तक को मारकर राज- 
कुमारी से ब्याह करूंगा ।” बकता हुआ यह राजमार्ग में भ्रा गया। क्‍या करूं । 


हद दराकुमारचरित . 


बेटे की यह हालत देखकर में भी इस श्राधी रात में इसके पीछे भागती फिर 
रही हूं। भाप लोग कृपया इसे बांधकर मेरे हवाले कर दें । 

जब वह कह रही थी कि मेंने कहा : भ्ररी बुढ़िया ! पहले भी किसीने 
पवन को पकड़ा है ? ये कौए कया मुझ ज॑से बाज को पकड़ सकते हैं ? बकब॒क 
मत कर ।--और यह कहकर मैं भाग गया । 

अ्ूगालिका को वे रक्षक डांटने लगे---चल-चल । तू ही पगली है। पहले 
तो पागल को खोल दिया श्रौर कहती है पकड़ो ! इसे कौन बांध सकता है ? 

आगालिका यह सुनकर रोती हुई मेरे पीछे दौड़ी । 

में रागमंजरी के घर पहुंचा । वह बहुत दिनों से विरह के दुःख से व्याकुल 
थी । मेंने उसे ढारस दिया और बाकी रात वहीं बिताई। फिर सबेरे में धनेमित्र 
के पास चला गया । 
मरीचि से राजवाहन का पता चलना 

'फिर में भगवान मरीचि के पास गया । वे श्रब काममंजरी के व्यसन से 
बिल्कुल छूट गए थे और तप करके उन्होंने फिर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली थी। 
उनसे मेंने श्रापके बारे में पुछा । उन्होंने मुझे बताया । 
राजकन्या से अपहारवर्मा का ग्रेम बढ़ना 

उधर सिहघोष ने राजा से कहा कि मेंने ही कान्तक को इस कारण से 
मार डाला । राजा ने प्रसन्‍न होकर उसे ही उसका पद देकर उसे काराषध्यक्ष 
बना दिया । तब तो में सुरंग के रास्ते राजकन्या के भ्रन्त:पुर में भ्राने-जाने 
लगा । वह भी श्वगालिका के उपदेशों के कारण मुभपर स्नेह दिखाने लगी । 
चण्डवर्मा का हमला ओर उसकी मौत 

इन्हीं दिनों चण्डवर्मा ने श्रंगराज सिंहवर्मा पर क्रुद्द होकर चंपा नगरी को 
घेर लिया। अ्ंगराज सिहवर्मा उसकी शर्तें को नहीं माना सके थे । चण्डवर्मा 
पराये राज्य को हड़पने की चाल ही सोच रहा था कि सिंहवर्मा ने स्वयं ही 
प्राचीर तोड़ दी भौर सिर पर झाए हुए शत्रु से युद्ध ठान दिया । उनके इतने 
मित्र राजा मदद को नगर के समीप तक भ्रा गए थे, परन्तु उनकी उन्होंने 
प्रतीक्षा तक नहीं की । युद्ध में सिहवर्मा का कवच टूट गया और चण्डवर्मा ने 
उन्हें पकड़ लिया । चण्डवर्मा ने जबर्देस्ती ही राजकन्या अश्रम्बालिका को भी 
पकड़ लिया और झपने विवाह के लिए अपने भवन में उठा ले गया । उसने 


' दूसरा उच्छवास ६६ 


हाथ में मंगल-सूत्र पहन लिया कि सबेरे हो ब्याह कर डालेगा । 

'मेंते धनमित्र के घर में ही हाथ में मंगल-सूत्र पहन लिया कि में ही कल 
प्रंबालिका से विवाह करूंगा । और मैंने कहा : सखा धनमित्र ! श्रंगराज के 
सहायक राजा सेनाओं के साथ श्रा गए हैं। तुम नगर के व॒द्धों को साथ लेकर 
जाभ्रो और ग्रुप्त रीति से उन्हें रोककर समभा दो कि वे ज़रा देर में श्राएं तब 
तक छात्र का सिर कट जाएगा। 

'धनमित्र ने स्वीकार कर लिया। क्‍ 

तब में मौत के पास पहुंचे चण्डवर्मा के अ्रंत:पुर में चला गया । वहां मेंने 
देखा कि राजभवन शादी के लायक तमाम सामानों से भरा हुआ है । पर लोगों 
के झाने-जाने पर कड़ी पाबन्दी और निगरानी रखी जा रही है । मैंने श्रपनी 
छुरी छिपा ली और मंगलाचरण करने को जाने वाले ब्राह्म णों के कुण्ड में छिप- 
कर राजभवन में घुस गया । वहां: क्‍या देखता हूं कि श्रथवंवेद की रीति से 
श्रग्नि देवता के सामने साक्षी की जा रही है । ज्योंही चण्डवर्मा ने अपना विज्ञाल 
हाथ राजकन्या अभ्रंबालिका के कोमल हाथ की तरफ पाणिग्रहण के लिए बढ़ाया, 
मैंने उसी क्षण उसे श्रपनी तरफ खींचकर उसके हृदय में छुरी भोंक दी । वहीं 
मैंने कुछ और लोगों को भी जान से मार डाला | उसी मारकाट से हो-हल्ले 
वाले महल में मैंने कांपती हुईं सुन्दरी, दीघलोचना, राजकन्या को अपना परि- 
चय दिया और उससे श्रालिगन-सुख पाने को में उसे घर के भीतर रति-गह में 
लेकर घुसा । बस उसी समय आपका मेधगंभीर गर्जन सुनाई दिया, जिसने मुक्के 
हिला दिया । श्रागे तो श्रापने देखा ही है । 
मित्रों का मिलना 

भ्रपहारवर्मा चुप हो गया । देव राजवाहन ने मुस्कराकर कहा : इस ककें- 
शता में तो तुमने चोर शास्त्र के ग्रुरु कर्णीसुत को भी हरा दिया ! 

फिर राजवाहन ने उपहारवर्मा से कहा : 'अब तुम्हारी बारी है ।' 

उपहा रवर्मा मुस्कराया और उसने प्रणाम करके कहना छुरू किया--- 


तीसरा उच्छ्वास 
उपहारवर्मा का श्रपनी श्रापबीती सुनाना 


'एक बार में घूमते हुए विदेहपुरी पहुंचा । वहीं नगर के बाहर के एक मठ 
में में विश्वाम करने रुक गया । वहां एक व॒द्धा ने मुझे पांव धोने को पानी दिया । 
पांव धोकर मैं दरवाजे के पास के प्रकोष्ठ (कमरे) में बंठ गया । वह मुभे देखते 
ही फूट-फूटकर रोने लगी । मैंने कहा : अम्ब ! रोती क्‍यों हो ? 
चढ़ी धाय का मिलना 

'उसने करुणाभरे स्वर से कहा : है आयुष्मान्‌ ! कहते हैं कि पहले यहां 
प्रहारवर्मा नामक राजा थे । वे मगधराज राजहंस के गहरे मित्र थे । उनकी 
प्रियम्वदा मामक पत्नी की मगधेश्वरी वसुमति से बड़ी मित्रता हो गई जैसे बल 
और शम्बल में थी। कुछ दिन बाद वसुमति ने पहला गर्भ धारण किया, तब: 
प्रियम्ददा अ्रपने पति के साथ मगध में पुष्पपुर गई। उसी समय मालवेश्वर 
मानसार ने मगधराज राजहंस पर आझ्राक्रमण कर दिया । राजहंस की स्थिति 
बहुत ही बिगड़ गई कि कोई क्‍या कहे | प्रह्रवर्मा ने मदद की पर हार गए । 
अन्त में मानसार ने न जाने किस-किस सेवा से किसी तरह उन्हें श्रपने देश को 
जीवित लौट जाने को छोड़ दिया । पर जब प्रहार॒वर्मा लौटे तो देखा कि उनके 
बड़े भाई संहारवर्मा के पुत्र विकटवर्मा ने देश को श्रपने कब्जे में १.र लिया है । 
तब प्रहारवर्मा ने अपने भानजे सुह्ापति से सेना की सहायता लेनी चाही भ्रौर 
जंगल में होकर जा रहे थे कि शबरों ने उन्हें लूट लिया । मेरी गोद में प्रहार- 
वर्मा का छोटा लड़का था । उसे में शबरों के बाणों से बचने को, लेकर जंगल 
में भाग गई । वहां एक सिंह रपट पड़ा, में भूमि पर गिरी और बच्चा मेरे हाथ 
से छूटकर एक मरी हुई कपिला गाय की गोद में जा गिरा । जब सिंह उस तरफ़ 
बढ़ा कि किसीने उसे अपने दाण से मार डाला और तब भीलों के लड़के उस 


तौस़नरा उच्छवास 2०? 


' बच्चे को उठा ले गए । 

जब में बेहोश थी, एक चरवाहा मुझे भ्रपनी कुटी में ले गया । उसने दया 
से मेरा इलाज किया । में स्वस्थ हो गई । तब में बेचेन थी कि किसी तरह 
अपने स्वामी के पास पहुंचूं कि मेरी लड़की एक युवक के साथ वहीं ञ्ा पहुंची । 
वह भ्राकर बहुत रोने लगी । रोने के बाद मेरी बेटी ने बताया कि राजा का 
दूसरा पुत्र किरात-प्रंधिपति के हाथों में गया । फिर किसी जंगली ने बेटी का 
इलाज किया और शेर के हमले से आई चोटें ठीक होने पर उससे विवाह का 
प्रस्ताव किया किन्तु वह नीच जाति के युवक से विवाह करने को तैयार नहीं 
हुई । उसने विरोध किया और उसे डाटां-फटकारा । वह उसे निर्जन जंगल में 
ले गया और उसका गला काटने ही वाला था कि यह युवक वहां झा गया । 
इसने उस जंगली को मार डाला । तब मेरी बेटी ने इस रक्षा करने वाले युवक 
से विवाह कर लिया । अनन्तर जब मेंने पुछा तो इस युवक ने बताया कि वह 
भी मिथिलाधिपति प्रह्ारवर्मा का ही सेवक था, जो किसी कारण से देर करके 
उनके पास जा रहा था । ह 

“हम दोनों उसीके साथ स्वामी प्रहारवर्मा के पास गईं । हमने प्रियम्वदा 
देवी श्रौर राजा प्रहारवर्मा को उनके पुत्रों की बुरी खबर सुनाई । वह भी बहुत 
दिनों तक लड़कर भी बड़े भाई के बेटे से नहीं जीव सके । भ्रन्त में उन्होंने 
भयानक हमला किया, क्‍योंकि वे सह नहीं सके, भौर उस युद्ध में रानी के साथ 
ही पकड़े गए । में बुढ़िया, लाचार, अभागिन मर नहीं सकी तब संन्यासिनी हो 
गई । किसी तरह जीवन तो बिताना ही है, इसी विचार से मेरी बेटी भ्रब 
प्रहारवर्मा के बड़े भाई के बेटे विकटवर्मा की पटरानी कल्पसुन्दरी की सेवा में 
पड़ी है। अगर वे राजकुमार बिना बाधा के पल जाते, तो तुम्हारी श्रवस्था के 
होते । भौर वे होते तो राजा प्रह्ारवर्मा का कोई दामाद ऐसे बलात्कार से 
राज्य छीनकर जीक्ति भी नहीं रहता । 

'बुढ़िया यह कहकर ज़ोर-ज़ोर से बड़े भारी दुःख से रोने लगी। 

'मेंने अपने आंसू मुश्किल से रोके शौर कहा : अ्रम्ब ! धीरज धरो | एक 
ऋषि है, जिससे तुमने मुसीबत में बच्चों को पालने-पोसने की प्रार्थना की थी । 
उसीने उन्हें पाला है, यह किस्सा बहुत लम्बा है। इससे फायदा ! वह बच्चा 
में. ही हूं । मुझमें इतनी शक्ति है कि में विकटवर्मा के पास जाकर उसे मार 


०२  दशकुमारचरित 


ड़ 


सकता हूं । पर उस विकटवर्मा के कई छोंटे भाई हैं । वे पौरजनपद (पंचायतों 
के मुखियों और सामन्‍्तों) की सहायता से राज करना शुरू कर देंगे। मैं मारूंगा 
भी तो कांये व्यर्थ हो जाएगा । मुझे तो कोई जानते नहीं कि वास्तव में में 
हैँ कौन ! माता-पिता तक नहीं जानते । फिर औरों की तो बात ही छोड़ दो । 
इसीसे सोचता हूं कि कोई तरकीब करूं । 

बढ़ा ने रोते हुए बार-बार मुझे छाती से लगाकर मेरा माथा सूंघा। स्नेह 
के कारण उसकी छाती में दूध भ्रा गया । बोली : वत्स ! दीर्घायु हो ! तेरा 
कल्याण हो । भगवान प्रसन्न हुए | भ्राज ही से प्रह्मरवर्मा का राज्य हो गया 
भौर तेरे यह लम्बे दीर्घ श्रौर मांसल भुज अवश्य ही प्रह्मरवर्मा को इस दुःख के 
समूह से उबार लेंगे ! श्रोहो ! देवी प्रियम्वदा भी कैसी भाग्यशालिनी हैं ! 

हुव॑ के आवेश से ही उसने मुक्के स्‍्तान कराके भोजन आदि कराया। में 
रात को उसी मठ में घास-फूंस का बिस्तर एक कोने में लगाकर सोया । मैंने 
सोचा कि यह काम बिना छल के नहीं सिद्ध होगा । छल की जड़ स्त्रियों में होती 
है । इस बुढ़िया से अ्रंतःपुर की बातें पता चलवाऊं और तब कोई जाल फैलाऊंगा। 

'सोचते-सोचते रात बीत गई । महासमुद्र में से निकलते हुए भगवान सूर्थ के 
'घोड़ों के निःश्वासों से रात कांपती-डरती हुई चली गई । देर तक जल में रहने 
से उस समय सूर्य का ताप भी जैसे शीतल हो गया था। भोर की बेला में मैं 
उठा और नित्यक्रिया करके श्रपनी धाय से कहा : श्रम्ब ! क्‍या तू इस मूर्ख 
विकटवर्मा के अ्रंत:पुर का भी कुछ हाल जानती है ? 
वृद्धा की बेटी पृष्परिका का आना 

मैं भ्रभी भ्रपनी बात पुरी भी न कर पाया था कि एक स्त्री मुझे वहां दिखाई 
दी । उसे देखते ही वृद्धा आंसुझों से रुधे गले से कहने लगी: हे पुत्री ! पुष्करिके ! 
मेरे स्वामी के पुत्र को देखा ! इसीको मेंने निर्दंयता से वन में छोड़ दिया था । 
झग्राज कितने साल बाद जवान होकर फिर मिला है । 

'पुष्परिका यह सुनकर हष से पागल-सी रोने लगी । जब विलाप करके 
वह शांत हुई तब उसकी वद्धा मां ने उसे राजा के अ्रंत:पुर की खबर लाने पर 
नियुक्त किया। पुष्परिका ने कहा : कुमार ! कामरूप देश के राजा कलिदवर्मा 
की पुत्री, नृत्यगीत निपुणा, श्रप्सराश्रों से भी अ्रधिक सुन्दरी कल्पसुन्दरी विकट- 
वर्मा को अपने रूप के वश में करके महल में रहती है । कई रानियां होने पर भी 


तीसरा उच्छुवास ०३ 


: विकंटवर्मा उसे ही मानता है । 
तब मैंने पुष्परिका से कहा : यह मेरी माला तू कल्पसुन्दरी के पास ले 

जाकर रख श्रौर उसे उसके पति की निदा कर कि वह कुरूप है, तुम्हारे योग्य 
नहीं है। उसे वासवदत्ता आदि सुन्दरियों की कहानियां सुना । जिन्होंने योग्य 
पति पाए थे । उससे दुःख से भर दे । कल्पसुन्दरी को यह जता कि राजा श्रौर 
रानियों से श्रधिक विलास करता है। उसे क्रद्ध कर दे । 
कल्पसुन्दरी को फंसाने की योजना बनाना 

और वद्धा से मैंने कहा : भ्रम्ब ! तृ भी सब काम छोड़कर कल्पसुन्दरी की 
ही सेवा में लग जा ! मुझे नित्य के समाचार आकर सुना । पुष्परिका उसके 
साथ छाया की तरह सदा सेवा में लगी रहे । इसका फल भअ्रच्छा निकलेगा । 

दोनों मेरे कहे के मुताबिक चलने लगीं । 

कुछ दिन बीत गए। वृद्धा ने कहा : वत्स ! जैसे नीम के पेड़ पर वासंती 
लता दुःखी हो जाती है, वही हाल कल्पसुन्दरी का कर दिया है । भ्रब बता क्‍या 
करूं ? 

मैंने श्रपना एक चित्र खींचकर उसे दिया और कहा : यह उसे ले जाकर 
दिखा । वह देखकर पुछेगी न कुछ ? वही आाकर बता । कहेगी : क्‍या कोई सच- 
मुच ऐसा है ? तृ कह देना : हो तो क्या भ्राज्ञा है ”? इसपर जो वह कहे मुझ- 
से बताना । 
कल्पसुन्दरी का चित्र पर मोहित होना 

ठीक है--कहकर वृद्धा राजमन्दिर चली गई | लौटकर उसने एकांत में 
मुभसे कहा : मैंने सुन्दरी रानी को चित्र दिखाया। वह आाश्चय में पड़ गई । बोली: 
इंस पुरुष ने यह भ्रनाथ लोक सनाथ कर दिया । ऐसा रूप तो कामदेव में भी 
नहीं होगा । बड़ा अ्रदूभुत चित्र है। पता नहीं, ऐसा कोई है भी या नहीं ? 
इस चित्र को किसने खींचा ?--इसी तरह की भ्रादरभरी बातें उसने कीं, 
तो मेंने मुस्कराकर कहा : देवि ! ठीक कहंती हैं । कामदेव भी ऐसा सुन्दर 
होगा यह कौन कहेगा ? पर धरती बहुत बड़ी है। ऐसा सुन्दर भी हो सकता 
है । पर ऐसा सुन्दर, शिल्प-शील-विद्या-जान-निंपुरा कोई भ्रति कुलीन मिल जाए 
तो उसे क्‍या मिलेगा ? बह बोली : भ्रम्ब ! क्या कहूं ? मेरा शरीर, हृदय, 
जीवन, यह सब उसके लिए कम पड़ जाएंगे, उसके योग्य नहीं होंगे । उसे क्‍या 


०९ दशकुमारचरित 


मिलेगा ? भूठ नहीं कहती । उसके तो तू कैसे भी दर्शन कराके मेरी आंखें ठंडी 
कर दे । तब मैंने उसकी बात पक्‍की करने को कहा : हे कल्पसुन्दरी ! एक राज- 
पुत्र छिषकर घूमता हैं इस नगर में । जब आप वसंतोत्सव में सली-सहेलियों के 
साथ रति को भी भपने रूप से हराती हुईं, मौज से नगर की वाटिकाओं में विच- 
रण कर रही थीं तब उसने आपको देखा था | वह कामपीड़ित हो मेरे पास 
थ्राया । मेंने भी सोचा कि दोनों का रूप समान है, ऐसा सौन्दय है जिसे बिरला 
ही कहना चाहिए, एक-से अच्छे ग्र॒ुण हैं; अश्रतः मैं भी तयार-पी हो गई भौर 
उसके बनाए कुसुम शेखर, माला, गंधादि अ्रनुलेपन लाकर मैंने भी आपकी दिनों 
से सेवा की है। उसने श्रपना रूप दिखाने को अपने हाथ से भ्रपना चित्र खींच- 
कर मेरे हाथों इसीलिए भेजा कि आपपर अपना गंभीर प्रेम प्रकट कर सके। 
यदि श्राप दृढ़ हैं तो वह राजपुत्र बड़ा अलौकिक है; बल, बुद्धि और दक्षता 
में असाधारण है । वह सब कुछ कर सकता है । में उप्ते आपसे ग्राज ही मिला 
सकती हूं। श्राप संकेत तो दीजिए । 

'कुछ देर तक वह सोचती रही फिर बोली : भ्रम्ब ! श्रब तुमसे क्या छिपा 
है ? इसीसे बताती हूं। मेरे पिता की राजा प्रह्रवर्मा से गाढ़ी मित्रता थी । 
मेरी माता देवी प्रियम्वदा की बहुत दोस्त थी। जब मेरी मां मानवती श्रौर 
प्रियम्वदा, इन दोनों में से किसी के भी संतान नहीं हुई थी तभी दोनों सखियों 
ने यह शपथ ली थी कि हम दोनों में से एक के बेटा हो और दूसरी के बेटी हो, 
तो हम दोनों उनका आपस में ब्याह कर देंगे । पर, मेरे पिता ने, देवी प्रियम्वदा 
के पुत्र को वन में नष्ट हुआ जानकर देवयोग से विवाह की प्रार्थना करने वाले 
इस विकटवर्मा से ही मेरा ब्याह कर दिया | यह बड़ा निष्ठुर है भौर बाप से 
भी द्रोह करता है। यह कुरूप है, भौर रतिलीला भी नहीं जानता, न चौँसठ 
कलाएं जानता है, न काव्य-ताटक ही । शौर्योन्मादी श्ौर आत्मप्रशंसक, भूठा, 
भ्योग्यों को दान करने वाला तथा दुविनीत है । सुझे अ्रच्छा नहीं लगता । यह 
भ्राजकल मेरी इतनी प्यारी और सदा पास रहने वाली सखी पृष्परिका का 
झनादर करता है। मेरी समृद्धि के विरुद्ध होकर, मुझे जो सौत-सा समझती 
है, उस अपने रूप तक को न समभने बाली रमयन्तिका नामक नतंकी पर रीका 
हुआ है । जिस चम्पकलता को मैंने अपनी पुत्री की तरह सींचकर बड़ा किया है, 
उसके फूल श्रपने हाथ से तोड़कर यह उस रमयन्तिका का ख्ूज्भार करता है। क्रीड़ा- 


तीसरा उच्छवास 7०५ 


पब॑त में जो रत्नजटित शय्या है, जिसपर में सोती थी, उसी पर यह उस नतेकी 
रमयन्तिका से विहार करता है। यह शअ्रयोग्य मेरा अपमान करना चाहता है। 
में उसकी सेवा क्‍यों करूं ? तू कहेगी, मैं परलोक से डरूं ? तो इस लोक के दुःख 
देखते हुए क्या करूं ? काम के बाण अ्रबला के कितने लगते हैं जब कष्ट देने 
वाला पति मिलकर यंत्रणाएं देता है। इसीलिए इस पुरुष को उपवन की 
माधवीलता के मण्डप में मुझसे मिला दे । उसकी तो बातें सुनकर मेरा मन खो 
गया है । मेरे पास बहुत धन है। में इसी धन के बल पर विकटवर्मा राजा की 
जगह उस राजपुत्र को बंठाऊंगी श्नौर उसीकी सेवार्चेना करती हुई जीवन बिता 
दूंगी । 

में भी हां! कहकर आ गई हूं। भ्रब भत्‌ दारक ! बता क्‍या करूं ? 

तब मेंने वृद्धा से भ्रंतःपुर के बारे में पुछा । कौन-सी जगह रक्षापुरुष हैं; 
कहां से उद्यान का प्रवेश-द्वार है इत्यादि सब जानकर मालूम कर लिया । 
परस्त्री-गमन का चिंतन 

जब सूर्य भ्रस्तावचल की चोटी से गिरने के भय से निकले रक्त से लाल- 
लाल-सा हो गया श्रोर पश्चिम समुद्र में कुछ समय बाद उस अंगारे जैसे सूर्य 
के गिरकर बुभने से धुएं की तरह आकाश में अंधेरा छा गया तब परस्त्रीगमन 
में निपुणा मेरे भ्राचायें व्यभिचारी, ग्रुरुपत्नी से रमण करने वाले चन्द्रमा का 
उदय हुभा । तब में शय्या पर जा लेटा । सोचने लगा कि कल्पसुन्दरी मेरे दर्शन 
चाहती है । उसके मुख-कमल से चन्द्र जंसा देदीप्यमान त्रिलोक-विजयी कुसुम- 
धन्वा कामदेव जाग उठा । लेकिन मुझे ध्यान झ्राया कि मिलन तो भ्रब सिद्ध 
है, परन्तु इससे धर्म बिगड़ेगा । परन्तु शास्त्रकारों ने उस धर्मनाश का निषेध 
नहीं किया है, जिसमें भ्रथे और काम मिलता हो। मैं तो मां-बाप को कैद 
से छुड़ाने के लिए यह पाप कर रहा हूं । उस पुण्य के तनिक ही अंश से यह पाप 
धुल जाएगा । मैं पुण्य पाऊंगा । कितु इसको सुनकर देव राजवाहन भौर मित्र 
लोग क्या कहेंगे ? यही सोचता हुआ्ना में सो गया । स्वप्न में मुझे भगवान गणेश 
ने दशेन दिए और कहा : सौम्य उपहारवर्मा ! तू परेशान मत हो। तुृतो 
मेरे ही भ्रंश का अभ्रवतार है। यह सुन्दरी कल्पसुन्दरी शंकर की जटाओ्रों में रहने 
वाली गंगा है । एक बार जब में भ्रपनी सूंड से उसे हिला रहा था, उसने मुझे 


१०६ दशकुमारचरित 


है। 


शाप दे दिया कि तू मत्यं' बन ! मैंने भी उसे शाप दिया कि जैसे यहां बहुत-से 
लोग तेरा भोग करते हैं, बसे ही तू मत्यंलोक में भोगी जाए। तब गंगा ने मुझसे 
प्राथंना की कि बस पहले एक ही मेरा भोग करे, फिर जीवन भर में तुम्हारे 
साथ ही रमण करू। इसोलिए कल कल्पसुन्दरी को तू ग्रहण कर | यह काम 
अच्छा है । शंका मत कर । 
उपहारवर्मो का अभिसार 
'जागने पर वह दिन मैंने कल्पसुन्दरी की याद में ही बिता दिया । दूसरे 
दिन तो कामदेव ने ज॑से सब छोड़कर मुभपर ही तीर बरसाने शुरू कर दिए। 
धीरे-धीरे भगवान सूर्य का प्रकाश भरा तालाब सूख गया और भ्रंधकाररूपी 
कीचड़ फैल गया। मेंने नीले कपड़े पहन लिए, नीचे मज़बूत कवच बांध, हाथ 
में तलवार ले ली और काम के शअ्नुरूप सब चीज़ें लेकर वृद्धा धाय के बताए 
कल्पसुन्दरी के महल के हर संकेत-स्थल को ध्यान से याद करके देखता हुभ्रा 
में राजमन्दिर की जल से भरी खाई के पास पहुंच गया । वहां मैंने पहले ही से 
इसीलिए लाकर देवी के एक मन्दिर के द्वार पर धरा बांस निकाल लिया | भौर 
उसे लिटाकर उसके सहारे खाईं पार कर ली श्रौर फिर उसी बांस को खड़ा 
करके में चहारदीवारी पर चढ़ गया । वहां चढ़कर पक्की दटों की बनी नगर- 
द्वार की ऊपरी सीढ़ियों पर होकर में भीतर उतर गया श्रौर वकुल वक्षपंक्ति 
पार करके, चंपक वृक्षों के बीच के मार्ग से कुछ हटकर उत्तर दिशा की झोर 
चला गया । वहां मुझे चकवा-चकवी के रात को बिछुड़कर क्रंदन करने का शब्द 
सुनाई दिया । तब उत्तर दिशा में ग्रुलाबों की कतार से ठंडी हुई महल की 
विशाल भीतों से दूर ही दूर रहकर पूर्व दिशा की ओर बढ़ चला । वहां स्‍भ्रशोक 
झौर मल्लिका व॒क्षों की पंक्तियां लगी थीं। उसके बाद में बालू वाले रास्ते से 
कुछ उत्तर को हटकर चला ओर तब दक्षिण को मुड़ गया | वहां आम के घने 
पेड़ थे । फिर वहीं मुझे वह घना माधवीलता का मण्डप दिखाई दिया जिसमें 
रत्नजटित वेदी बनी थी । उपवन के पेड़ों के पत्तों श्रौर घने अ्ंघेरे में से छन- 
छनकर राजभवन से दीपक का मंद-मंद प्रकाश भ्रा रहा था। मैंने उसीसे देखा 
कि मंडप के एक हिस्से में एक रहने योग्य स्थान था, जो भ्रत्यन्त सघन और 
हरी-हरी कुरबक की पत्तियों से ऐसे ढंका है जैसे किसीने कपड़ा डाल दिया हो। 
१, मृत्युलोक का प्राणी 


तौसरा उच्छवास £०७ 


उस गर्भागार की किवाड़ें ऐसी थीं कि धरती तक लाल अश्रशोक की लताग्रों से 
उन्हें मंढ़-सा दिया गया था। उनपर नये फूलों के ग्रुच्छे लटक रहे थे । वे किवाड़ें 
नई कोंपलों के कारण लाल-सी दीखती थीं । मैं उस गर्भगृह की किवाड़ें खोलकर 
भीतर घुसा। भीतर सुन्दर तोशक वह तकिए वाली फूलों की सेज पड़ी थी । कमलिनी 
के पत्तों के दोनों में चंदन, पान, माला आदि सुरत के उपकरण रखे थे। हाथी- 
दांत के बने पंखे रखे थे । सुगंधित जल से भरा कलश रखा था । क्षण भर मेंने 
वहां विश्राम किया । परिमलों को खूब सूंघा । तभी मंद-मंद पगध्वनि सुनाई 
देने लगी । मैं श्रावाज़ सुनते ही चट से गर्भगह से निकल आया और लाल श्रशोक 
के तने के पीछे अपने को छिपाकर खड़ा हो गया । 

'सुंदर भोंहों वाली कल्पसुंदरी ठंडक के लिए धीरे-धीरे उस स्थान में श्राई 
और वहां मुझे न देखकर बहुत व्यथित हुई। उन्मत्त-सी होकर राजहंसी की तरह 
मीठे स्वर से वह कहने लगी : हाय ! मुझे छला गया। शभ्रब मैं जीवित भी रहूं 
तो कंसे ? श्ररे मेरे मन ! तूने इस अभ्रसंभव काम को इतना संभव समभकर मुझे 
इसमें क्यों लगा दिया और भ्रब उसके न होने पर मुझे इतना क्‍यों सता रहा है ? 
है भगवन्‌ ! हे कामदेव ! मैंने तेरा ऐसा कौन-सा अ्रपराध किया है जो इस तरह 
जला रहा है ? भस्म ही क्यों नहीं कर देता ? 

“यह सुनकर में भीतर चला गया ओर दीप के प्रकाश में जाकर उससे बोला : 
झो भामिनि ! तुमने कामदेव के कई भ्रपराध किए हैं | देखो न, श्रपने रूप से 
ही उसकी स्त्री रति का अभ्रपमान किया है। इन भ्र-लताओरीं ने उसके धनुष को 
निबंल कर दिया । इस चमकीले काले केश-कलाप ने उसके धनुष की भौंरों की 
प्रत्यञ्चा का कोई मोल नहीं रहने दिया । कटाक्षों से उसके बाणों के फलक भौंटे 
कर दिए। यह जो होंठ हैं न, इन्होंने काम की कुसुंभी रंग की पताका की कदर 
घटा दी। निश्वासों से ही उसके प्रधान मित्र मलयानिल को व्यर्थ कर दिया। 
कोकिल को श्रपने मीठे कंठ से, फूलों में गुंथी उसकी ध्वजा को बाहु-वल्लियों से, 
उसकी विजययात्रा के मंगलसुचक कलशों को श्पने कुचों से, उसके लीला-सरोवर 
का अपनी गंभीर नाभि के मण्डल से, उसका सुसज्जित रथ श्रपने नितंबों से, उसके 
भवन के रत्नजटित तोरण के दोनों स्तम्भ भ्रपनी जंघाशों से, उसके विलास के 
कण-पल्‍लव शअ्रपने चरणतल की प्रभा से हरा दिए हैं। तभी तो काम अथ तपा 
रहा है। कितु मुझ निरपराधी को वह तंग करके भ्रपराध कर रहा है। इसलिए, 


९ण्य दशकुमारचरित 


सुंदरी ! मुझपर कृपा करो ! इन झोषधिरूप कटाक्षों से कामदेवरूपी सर्प से 
डसे हुए मुझको, जीवित करो ! 

यह कहकर मैंने उस सुंदरी को श्रालिगन में बांध लिया। वासना से विशाल 
लगने वाले नेत्रों से देखती उस सुंदरी से मैंने रमण किया। उसके बाद वह मुझे 
ग़ुलाबी कटीली आंखों से कनखियों से देखने लगी । उसकी कनपटियों पर पसीना 
छलक आया । वह अस्पष्ट स्वर में बोलने लगी। श्रपने मोती-से दांतों शोर 
नाखूनों को वह मेरे शरीर में गड़ा देती । शिथिल हो गई थी, थक-सी गई थी 
वह । मैं भी वसा ही तृप्त और शिथिल हो गया । रति के बाद श्रालिगन छोड़- 
कर हम बाद के काम करने लगे। बहुत दिनों के मित्रों की तरह बड़े ही विश्वास 
से हम चुप बठ रहे। फिर मैंने एक दीर्घ निश्वास लेकर दीन दृष्टि से देखते हुए, 
विस्मय से भुजाएं फेलाकर उसका शिथिलता से देर तक आलिंगन करके धीरे 
से चुंबन लिया। वह श्रांखों में झ्रांस भरकर बोली : नाथ ! श्रब जाएंगे ? समभझ 
लें कि मेरे प्राण भी चले जाएंगे। मुझे भी भ्पने साथ ले चलिए । नहीं तो इस 
दासी को मरी ही समभिए । 

'यह कह उसने हाथ जोड़ दिए । 
विकटवर्मा की हत्या की योजना 

मैंने कहा : मुग्चे ! कौन ऐसा चेतन पुरुष होगा जो अपने से प्रेम करने वाली 
स्‍त्री की चाहना नहीं करेगा ? मुभपर यदि तुम्हारा भ्रनुग्रह स्थिर है, भर यही 
प्रभिप्राय पक्का है, तो शंका छोड़कर जंस। मैं कहूं वंसे ही करो । एक काम करो । 
एकांत में मेरे इसी चित्र को श्राप राजा छो दिखाकर पृछना : क्‍या इस तस्वीर 
के आदमी में ग्रसाधारण रूप नहीं है ? तब वह कहेगा : हां, है तो यही बात । 
तब तुम कहना, एक तपस्याशीला साध्वी है जो श्रनेक देशों में घूमकर बड़ी कुशल 
हो गई है। वह मेरी माता की भांति है। उसीने यह चित्र मुझे देकर कहा है 
कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है कि जिसके द्वारा यदि तू निराहार रहकर भ्रमावस्या 
_ की रात को किसी निर्जनभूमि में पुरोहित से हवन करावे भौर उस हवन की 
बची शअ्रग्नि में रात के समय भ्रकेली झ्राकर सौ चंदन की लकड़ियां, सौ झ्गरु की 
लकड़ियां, कपूर का चूर्ण भर काफी रेशमी वस्त्र डालकर हवन करेगी तो तेरी 
भी ऐसी ही भ्राकृति हो जाएगी। तब तू घंटा बजाना और उसे सुनकर तेरा पति 
वहां आकर यदि प्पने सारे ग्रुप्त भेद तुके सुताकर श्रांखें बंद करके तेरा आलिगन 


))54+47 ४“ 
तीसरा उच्छवास 8०६ 


करेगा, तभी इस चित्र में बने भ्रादमी जैसा हो जाएगा और तू भ्रपने भ्रसली रूप 
में लौट आएगी। यदि तेरे पति स्वीकार करें तो वे इस विधि में कोई संदेह 
ग्रादि न करें। यदि श्राप बनना चाहें तो अपने मित्रों, श्रनुज, श्रादि से सलाह 
करके, सबकी राय लेकर इस काम में लगें। हे भामिनी ! विकटवर्मा अवश्य 
मान लेगा और फिर इसी क्रीड़ोद्यान के चौराहे पर अथवंबेद के विधान से हवन 
किए पशु का काम निबटाकर बाकी श्रग्नि के धुएं के घने हो जाने पर में लता- 
मण्डप में घुसकर बंठा रहूंगा। तुम भी घोर अंघेरे में श्रपने पति से मुस्कराकर 
कहना कि--देव ! श्राप बड़े धूते और श्रक्ृतज्ञ हें। मेरे कारण प्राप्त रूप से 
आप लोगों के नयनों को तो सुख देंगे ही, पर मेरी सौतों से भो रमण करेंगे। 
इसलिए अ्रपना विनाश करने को वैताल को नहीं बुलाऊंगी । यह सब सुनकर वह 
जो कुछ कहे, मुझे श्राकर बताना । बाकी सब में समझ लूंगा। मेरे पांवों के निशान 
बाग में से पुष्परिका से कहकर मिट्वा देना। 

“कल्पसंदरी ने कहा : श्रच्छी बात है। 

'उसने शास्त्र की तरह मेरी बात को मान लिया। अ्रभी उसकी वासना 
प्रतृप्त थी। बड़ी मुश्किल से जसे-तंसे रनिवास में लौट गई | में भी उसी रास्ते 
से निकलकर घर आ गया और आराम करने लगा । 

“उस सुंदरी ने ज॑सा मैंने कहा, वैसा ही किया। उसके आ्रादेश से वह दुर्मति 
विकटवर्मा भी तैयार हो गया । यह अ्रचरज की बात पुरवासियों और पौरजन- 
पदों में भी फैल गई कि राजा विकटवर्मा अपनी देवी के मंत्र-बल से देवताओं 
का-सा शरीर पएंगे। यह कपटहीन कल्याणकारिणी बात है। प्रमाद इसमें कहां ? 
भ्रपने ही अश्रंतःपुर में होगा सब । भ्रपनी ही पत्नी करेगी । बृहस्पति जैसे बुद्धिमान 
मंत्री भी बहुत सोच-विचार कर इसे मान गए हैं । यदि ऐसा हो गया तो इससे 
बढ़कर भ्रचरज क्या होगा और ? अजी, रत्नों, ओषधियों श्ौर मंत्रों का प्रभाव 
कौन सोच सकता है ?--इसी तरह की बातें लोगों में चल पड़ीं भौर यों ही 
भ्रमावस्या भी भ्रा पहुंची । 

रात का घनघोर अंधेरा छा गया । प्रंतःपुर के उद्यान से महादेव के कण्ठ 
जैसा द्याम धुंश्रा उठने लगा। दूध, घी, दही, तिल, सफेद सरसों, चरबी 
मांस भौर लहू की झ्राहुतियों से उड़ती गंध हवा पर भूमने लगी । धुंभ्रा रुकते 
ही मैं उद्यान में घुस गया । 


0० दशकुमारचरित 


वह गजगामिनी भी धीरे से वहीं भा गई झौर मुझे झआलिगन में बांधकर 
हंसकर बोली : छलिया ! तुम्हारा काम हो गया । श्रब यह मूर्ख राजा पशु की 
तरह शीघ्र मारा जाएगा। मेंने इस मूर्खे को लालच में लाने को, जसा तुमने 
कहा था, कहा कि मैं तुम्हें सुन्दर न बनाऊंगी, कहीं अप्सराएं तुमपर न भूम 
जाएं. यहां धरती की स्त्रियों की तो बात ही क्‍या है ? तुम भौरे-से तो पहले 
से ही चंचल हो, जहां मन लगता है चिपक जाते हो, फिर क्‍या होगा मेरे 
निर्दंय ! तब तो वह धूतं मेरे पांवों पर गिरकर कहने लगा : हे कदलिजंघे ! 
मेरे किए अ्रपमानों को क्षमा कर दो । भ्रब मन में भी किसी श्रन्य स्त्री का 
ध्यान नहीं करूंगा। इस काम को अ्रवश्य कर दो । इस समय में इसीलिए 
विवाह के योग्य वस्त्र पहनकर आई हूं । पहले भी भ्रग्नि की साक्षी करके काम- 
देवरूपी पुरोहित ने मुभे तुम्हारे हाथों में सोंपा था। श्रब इसी श्वग्नि की साक्षी 
करके मैं भ्रपना हृदय तुम्हें सॉप रही हूं । 

“कल्पसुन्दरी ने अपने पांवों के पंजों से मेरे पांव दबाकर, एड़ियां मिलाकर 
उठा दीं और उंगलियां उंगलियों में फंसाकर अपनी बाजुओों से मेरा गला घेर- 
कर बड़े विलास से मेरा मुख भुकाकर शभ्रपना मुखक्मल ऊपर करके अपनी 
बड़ी-बड़ी आंखों को बार-बार नचाकर बार-बार मेरा मुंह चूम लिया । 

'तब मैंने कहा : तुम इसी पीले कुरबक के भुरमुट में बंठ जाझों । श्रब में 
निकलकर काम पूरा करता हुं । 

“उसे वहीं छोड़कर में होमाग्नि की जगह जा पहुंचा भ्नौर भ्रशोक के पेड़ की 
डाली पर लटकी हुई घण्टी को बजा दिया | वह ऐसी बज उठी ज॑से यमराज 
की दूती विकटवर्मा को बुला रही हो । में भ्रगरु, चंदन भ्रादि सामग्रियां भ्रग्नि 
में होम करने लगा । 
पिकिटवर्मा का वध क्‍ 

राजा विकटवर्मा वहीं झा गया। वह डरा हुप्रा चोकन्ना-सा था । मेंने 
उससे कहा : सत्य कहिए ! भगवान श्रग्नि को साक्षी करके सत्य कहिए कि 
यदि श्राप यह श्रपुर्व सोंदर्य पाकर सोतों से नहीं मिलेंगे, तभी में आपको यह 

ख्पद्‌ं। क्‍ 
..._'राजा को. विश्वास हो गया कि रानी कल्पसुन्दरी ही है | इसमें कपट नहीं 
है। तब तो वह दापथ लेने को तैयार हो गया । 


तीसरा उच्छवास ? 


मैंने हंसकर कहा : शपथ का क्‍या होगा ? ऐसी कौन-सी स्त्री होगी जो 
मुझे हरा देगी। श्रप्सराभ्ों से चाहें तो खूब विलास करें। अश्रब बताइए श्रापके 
रहस्य क्या-क्या हैं ? उनके बताने के बाद श्रापका रूप बदल जाएगा । 

'राजा ने कहा : मेरे पिता के छोटे भाई प्रहारवर्मा बन्द हैं। उन्हें जहर 
खिलाकर मार दूंगा और प्रसिद्ध कर दूंगा कि अजीणण से मर गए हैं। यह बात 
मन्त्रियों से तय हो गई है। यह पहला रहस्य है। भ्रपने छोटे भाई विशालवर्मा 
को पुण्डू देश पर श्राक्रमण करने को दण्डचक्र' बनाना मैंने तय किया है। यह 
दूसरा रहस्य है । 

'पौरवृद्ध' पाञ्चालिक और साथंवाह' परित्रात की चालों की भ्राड़ में 
खनति नामक यवन से बहुत कम मूल्य में वह हीरा खरीदना चाहता हूं जो 
इतना अमूल्य है कि सारी वसुन्धरा ही उसके लिए बिक सकती है। यह तीसरा 
रहस्य है । 

'गृहपति मेरा खास ग्रादमी है। मेरी बातें जानता है वह । शतहली सारे 
देश में प्रमुख व्यक्ति है। पर भूठा श्रौर घमंडी है, श्रनंतसीर जो एक दुष्ट 
ग्रामाध्यक्ष है, इसपर जनपद को गुस्सा करा दूंगा और इसका विनाश करा 
दूंगा। इस काम में सेनापतियों को में ही लगाऊंगा, यह तय हुश्रा है । यह चौथा 
रहस्य है, यही मेरे श्राजकल के रहस्य हैं । 

'यह सुनकर मेंने कहा : इतनी ही तुम्हारी आयु है। भ्रपने कर्म का फल 
पात्रो । 

“ट से, मैंने उसे छुरी से दो टुकड़े कर दिया और श्रग्नि में डालकर ढेर- 
ढेर घी से हवन करने लगा। वह भस्म हो गया | स्त्री-स्वभाव से प्रिया डर गई 
थी। मेंने उसे ढारस बंधाया श्लौर उसका हाथ पकड़कर, उसकी राज़ी से मैं 
उसके मंदिर में घुसा । सभी श्रंतःपुर के सेवक-सेविकाश्रों को बुलाकर मेंने उचित 
पुरस्कार दान किए। श्रंतःपुर की श्राइ्चर्यंचकित स्त्रियों के बीच कुछ समय 
रहने के बाद सबको दूर कर उसी कल्प सुन्दरी के साथ में शय्या पर सुख भोगने 


१, सेनापति 

२. नगर का बुद्ध--बहुसम्मानित 

३, बड़ा व्यापारी जिसके काफिले चल 
४. ग्रामाध्यक्ष 


77२ दशकुमारचरित 


लगा । आलिगन करते रात बीतकर छोटी हो गई | उसी समय मैंने राजकीय 
पुरुष-वर्ग का स्वभाव श्र चरित्र भी पूछ लिया । 

'प्रात:काल स्नान करके मंगल कर्म के बाद मंत्रियों के पास गया । उनसे 
कहा : श्रार्यो ! रूप के साथ ही मेरा तो स्वभाव भी बदल गया । विष का 
अन्न देकर जिन चाचा को में मारना चाहता था, उन्हींको कारागार से निकाल 
कर राज्य दे दिया जाए। में पिता की भांति पूज्य समभकर उनकी सेवा 
करूंगा । पितृवध से बुरा कोई पाप नहीं । 

भाई विशालवर्मा को बुलाकर मैंने कहा : वत्स ! पुण्ड में आजकल भिक्षा 
तक नहीं मिलती । दुःख भ्रौर व्याधि से लोग वहां मर रहे हैं । हमने हमला 
किया तो वे भूखे यहां श्रा घुर्सेंगे। जब वहां खेती भ्रच्छी होगी, फसल कटेगी 
तब हमला करेंगे, श्रभी नहीं । 

'पौरवृद्ध पाञज्चालिक से कहा : कम दाम देकर कीमती मणि नहीं लेंगे। 
इसमें धर्म बचेगा । उसके ग्रुणानुसार मूल्य देकर खरीदा जाए । 

अन्त में ग्रामाध्यक्ष शतहली को बुलाकर कहा : हम तो अनंतसीर को देव 
प्रहारवर्मा का सहायक जानकर मारना चाहते थे। पर चाचा ही पृज्य हैं तो 
उसे क्‍यों मारा जाए ? तुम भी उससे भविष्य में द्ेष न करना । 

“इन बातों से नगरवासी और मंत्री समझे कि यह वही है, सब बातें भेद 
की थीं। वे मेरी ओर कल्पसुन्दरी की प्रशंसा करने लगे। मन्त्र-बल की बात पुज 
गई । उन्होंने मेरे माता-पिता को कारागार से निकालकर राज्य पर बिठा दिया । 

एकांत में यह सब मैंने अपनी पुरानी घाय से कह दिया । माता-पिता को 
भी पता चला | में स्‍झ्रानन्द से उनके चरणों की सेवा करने लगा । 
उपहारवर्मा का चंपा की सहायता को आना और मिलन 

“उन्होंने मुझे युवराज बनाया । श्रापके विरह में सब सुख भ्रब कसकने 
लगे । फिर पिता के मित्र सिंहवर्मा के पत्र से चण्डवर्मा के चंपापुरी के भ्ाक्रमण 
का पता चला । शत्रुवध और मित्ररक्षा आवश्यक होते हैं । मैं इसीसे विशाल . 
सेना लेकर जल्दी से श्राया हूं। श्रापके चरणों के यहां दर्शन हुए, भ्रब मुझे क्‍या 
दुःख है ?' 

यह सुनकर देव राजवाहन ने कहा : 'देखो, परस्त्री का भ्रपहरण दूषित है । 
परन्तु यहां तो यह माता-पिता और ग्रुरुजनों को बन्दीगृह से छुड़ाने के लिए हुप्रा_ 


तौसरा उच्छुवास (रे 


है, दुष्ट शत्रु को योग्य उपाय से मारा है, राज्य पाया श्रौर धर्म-प्रथ की प्राप्ति 
की है। श्ररे, बुद्धिमान, करे तो ऐसा क्‍या है जो शोभा को प्राप्त न हो जाए ! 
तब राजवाहन ने अ्र्थपाल के मुख की श्रोर स्निग्ध दृष्टि से देखा श्रोर 
कहा : तुम भी अ्रपनी श्रापबीती सुनाओं ! 
वह भी हाथ जोड़कर कहने लगा--- 


चौथा उच्छवास 


श्रथंपाल का श्रपनी कहानी सुनाना 

अथंपाल का अ्रमण करना 

देव ! श्रापको ढुंढता हुआ में भी अपने मित्रों के साथ समुद्र तक फंली 
पृथ्वी पर घूमता हुआ, एक बार काशीपुरी में वाराणसी जा पहुंचा। मणियों 
के कर जैसे निर्मेल जल वाले मणिकशिका तीथ्थ में स्नान करके मैंने श्रन्धका- 
सुर के संहारक भगवान महादेव को प्रणाम करके प्रदक्षिणा की । 

वहां मैंने लोहे के दण्ड जैसे हाथों पर कवच कसे हुए एक बहुत तगड़े 
आदमी को देखा, जिसकी श्रांखें रो-रोकर लाल हो गई थीं। मैंने सोचा, यह 
श्रादमी ज़रूर ककंश है । इसकी आंखें धंसी हैं श्रौर रो-रोकर दीन हो गई हैं। 
लगा, यह बड़ा साहसी है। यह अपने जीवन से निस्पृह होकर शायद किसी 
प्रिय के कारण कष्ट भोग रहा है | इससे पूछना चाहिए । शायद में इसका कुछ 
काम कर सके ! 
पूरांभद्र का मिलना 

मैंने कहा : भद्र ! श्राप कवच कस रहे हैं। लगता है कुछ साहस करेंगे। 
कोई भ्रुप्त बात न हो तो अपने दुःख का कारण बताएं । 
पूर्भद्र का अपनी कथा सुनाना 

“उसने आदर से मुझे देखकर कहा : दोष तो कोई नहीं । हम एक करवीर 
के पेड़ के नीचे बैठ गए और वह कहने लगा : महाभाग ! में पू्व देश में खूब 
घूमा हूं। पृर्णभद्र मेरा नाम है। एक ग्राम के मुखिया का बेटा हूं। पिता ने मुझे 
बड़े जतन से पाला-पोसा, पर भाग्य से में चोरी करने में पड़ गया । एक बार 
मेंने काशी में एक धनिक वेश्या के यहां चोरी की और नागरिकों ने मुझे चोरी 
के माल के साथ पकड़ लिया । मेरा वध कर डालने की आज्ञा दे दी गईं। मुझ- 
पर मुत्युविजय नामक मतवाला हाथी छोड़ा गया । नागरिक खड़े कोलाहल 


4 


चोथा उच्छवास ९५ 


करते देख रहे थे । उस कोलाहल को अपने बजते हुए घंटे के शोर से दुगना 
करता हुभ्ना मृत्युविजय नामक हाथी मेरी तरफ भपटा । राज के प्रधानमंत्री 
कामपाल नगर के मुख्यद्वार के ऊपर बंठे इस दण्ड को अपनी देख-रेख में चला 
रहे थे । 

ज्योंही हाथी मेरी तरफ झपटा, मेंने भीम गर्जन किया औ्रौर दोनों हाथों 
से एक डंडा उठाकर हाथी के दांतों के बीच संड पर ऐसी चोट मारी कि वह 
डरकर पीछे को भागा । 

महावत क्रुद्ध हो गया । उसने हाथी को कठोर वचन कहकर, तेज़ अंकुश 
मारते हुए, पांवों से दबाया श्रौर फिर मुझपर उसे लेकर टूटा । मेंने भी दूने 
क्रोध से गरजकर हाथी को डांटा । ललकार के डर और डंडे की दूसरी चोट 
से हाथी फिर भागा । मेंने महावत के पास जा उसे जब डांटा तो वह हाथी को 
ललकारकर बोला : श्रो नीच हाथी ! मर जा ! भागता कहां है । फिर वह 
उसे अंकुश मार-मारकर मेरे सामने ले श्राया । 

मेंने कहा : यह कया कीड़ा-सा मेरे सामने ला खड़ा किया है, कोई दूसरा 
हाथी लाझ्ो । में तो उसीसे खेलकर मरूंगा । 

मेरे भयानक गजन को सुनकर अंकुश-फंकुश की परवाह न करके हाथी तो 
पीछे ही भागने लगा । 

यह देखकर मंत्री कामपाल ने मुझे बुलाकर कहा : भद्र ! यह हिसा- 
विहारी हाथी साक्षात्‌ मृश्युविजय नहीं, मृत्यु ही है। तुमने इसकी भी ऐसी 
हालत कर दी ! तुम इस नीच चोरी के काम को छोड़कर सदाचार से अच्छी 
तरह रहो तो क्‍या हज है ? 

'मेंने कहा : ज॑ंसी आपकी भ्राज्ञा । 

मंत्री ने मुभे मित्र बना लिया । एक दिन एकांत में मैंने उनके बारे में पूछा 
तो वे बोले : कुसुमपुर (पुष्पपुर) के शत्रुदमन राजा राजहंस के एक वेदवेत्ता 
बड़े बुद्धिमान धर्मपाल नामक मंत्री थे। उनका एक उन जैसा ही पुत्र सुमित्र 
था । मैं उसीका छोटा सौतेला भाई हूं। में वेश्याझरों के बहुत जाता था। सुमित्र 
भैया ने मुझे रोका | मेंने सोचा कि बिना परदेश गए यह लत नहीं छूटेगी । मैं 
चल पड़ा और देशांतरों में घृम-धामकर काशी थ्रा गया । यहां भगवान विश्व- 
नाथ की पूजा करने फक्रीड़ोद्यान में सखियों के साथ गेंद खेलती काश्षिराज चण्ड़ 


?/$ दशकुमारचरित 


सिंह की कन्या कान्तिमती मुझे दिखी तो मेरा काम जाग उठा। उससे किसी 
तरह मेरा मिलन भी हो गया श्ौर उसके श्रंत:पुर में छिपकर मैं जाया करता था । 
कुछ दिनों में वह गर्भवती हो गई । उसने एक पुत्र को जन्म दिया । सखियों ने 
बात खुल जाने के डर से कहा, 'मरा हुप्रा है! भर क्रीड़ा पव॑ंत पर उसे छोड़ 
भाई । एक शबरी मेरी आाज्ञा से उसे श्मशान में रखने ले गई। उसने उसे श्राधी 
रात में वहां छोड़ दिया श्रौर लौट रही थी कि राजमागं में रक्षापुरुषों से पकड़ी 
गई और डांट-फटकार तथा दण्ड के भय से सब रहस्य प्रकट कर बंठी । मैं 
राजाज्ञा से निडर होकर क्रीड़ा-पर्वत की गुफा में सो रहा था । तभी शबरी के 
बताए मार्ग से आए रक्षकों ने मुझे रस्सी से बांधा और दमशान में ले गए । 
चाण्डाल ने मुझे मारने को तलवार चलाई | भाग्य से उस वार से मुझे बांधने 
की रस्सी कट गई । मेरे हाथ खुल गए । मैंने फट चाण्डाल की तलवार छीनकर 
उसे मार डाला और सहायकों को मार गिराकर में भाग निकला । निराश्रय 
जंगलों में घूमता रहा । एक दिन एक दिव्य कन्या रोती हुई मेरे पास झभ्राई । 
उसके साथ एक नौकरानी भी थी । उस कन्या ने मुझे प्रणाम किया | उसके बाल 
खुले हुए थे । वह जंगल के एक विशाल वटवृक्ष की छाया में मेरे साथ बैठ गई । 

'मेंने पूछा : बाले ! तुम कौन हो ? कहां से भ्राई हो ? मुभपर इतनी 
कृपा कैसे की ? 

“उसने मधुवर्षण-सा करते हुए कहा : झ्रा्ये ! में यक्षराज मणिभद्र की 
तारावली नामक पुत्री हूं। एक समय मैं अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा को 
प्रशाम करके मलयगिरि से लौट रही थी कि मैंने काशी की इमशान भूमि में 
एक बच्चे को रोते हुए पाया । वात्सल्य उमड़ आने से में उसे उठाकर भ्रपने 
माता-पिता के पास ले गईं । मेरे पिता उसे राजराज कुबेर की सभा में ले गए । 
शिव के मित्र कुबेर ने मुझे बुलाकर पूछा : बाले ! यह शिशु है न ? इसपर 
तेरा क्‍या भाव है ? 

मेने कहा : अपने पेट का जाया-सा लगता है। 

वे बोले : भ्ररी, तने ठीक कहा । 

तब उन्होंने उस बच्चे के बारे में मुझे एक कथा सुनाई । मुके तब ही सब 
पता चला। पहले जो शौनक थे, वे बाद में शूद्रक हुए भ्रौर श्रब भ्रापके रूप में 
कामपाल हैं। पहले जो बन्धुवती थी, बाद में नियमवती हुई भौर भव कान्ति- 


चौथा उच्छवास ११७ 


मती के रूप में जन्मी है। वेदिमती बाद में विनयवती बनी और फिर सोमदेवी 
हुई। हंसावली ही श्रसेना बनकर सुलोचना बनी । ऐसे ही नंदिना ही रंग- 
पताका बनी और तब इन्द्रसेना । शौनक ने जिस गोपकन्या से भ्ररिन साक्षी 
देकर विवाह किया था, वही आरयंदासी बनी शौर श्रब वही में तारावली बनी 
हूं । जब आप छाद्रक थे तब में ही श्रायंदासी बनी थी। उस समय जो बालक 
मेरे हुआ था उसे विनयवती ने प्रेम से पाला था । विनयवती ही कान्तिमती 
बनी है और वही बालक फिर उसका बच्चा बना है। कई बार मरने से बचकर 
वह मेरे ही हाथ लगा । में उस बच्चे को देव राजहूंस की स्त्री वसुमती को दे 
आई हूं। राजहंस इस समय यक्षराज कुबेर की सलाह से जंगल में तप कर रहे 
हैं । उनकी स्त्री का पुत्र राजवाहन है। वह चक्रवर्ती हो गया। यह बालक 
उसकी संवा करेगा । घर के बड़ों की राय लेकर में श्रब भापके चरण-कमलों 
की सेवा करने झाई हूं। 

“उसका वत्तांत सुनकर मैंने बार-बार उसका श्रालिगन किया श्रौर आनन्द 
के श्रांस भरा गए। मेने उसे धीरज बंधाया श्र उसके प्रभाव से बनाए एक 
विशाल भवन में रात-दिन उसके साथ सूख से रहने लगा । 

कुछ दिन बाद मेंने उससे कहा : प्रिये ! में श्रपने शत्रु चण्डवर्मा को मारना 
चाहता हूं । तभी मुझे सुख-चैन मिलेगा । ह 

वह हंसकर बोली : कान्त ! वहां में तुम्हें कान्तिमती दिखा दंगी। चलो 
मेरे साथ ।---शायद वह मेरी बात समझी नहीं थी । 

आधी रात के समय वह मुझे चण्डसिंह के महल में ले गई, जहां चण्डसिंह 
सोया हुआ था । मेंने उसके सिरहाने रखी तलवार हाथ में लेकर उसे जगा 
दिया । वह डर से कांपने लगा । मैंने कहा : मैं तुम्हारा जमाई हुं, मैंने तुम्हारी 
भाज्ञा के बिना ही तुम्हारी लड़की से सम्बन्ध किया है। भ्रब उसी कलंक को 
धोने भ्राया हूं तुम्हारी सेवा करके । 

“राजा ने बहुत ही डरकर मुझे प्रणाम करके कहा : नहीं, मैं ही मूर्ख हूं । 
मैं ही अपराधी हूं क्योंकि तुमने कन्या से संबंध जोड़ लिया तो मेंने ही इतना 
क्रोध क्‍यों किया पागल की तरह ? मैंने कोई मर्यादा नहीं रखी । वध करने की 
झाज्ञा दे दी । श्रब इस बात को छोड़ो । झ्राज से मेरी कन्या कान्तिमती, मेरा 
सारा राज्य, जीवन भपने ही भ्रधीन समझो ! 


?/८ दशाकुमारचरित 


“दूसरे दिन राजा ने प्रजा को इकट्ठा करके मेरा कान्तिमती से शास्त्रानुकूल 
विवाह कर दिया । 

'तारावली ने बच्चे की बाबत कान्तिमती से कहा । सोमदेवी, सुलोचना 
भ्रौर इन्द्रसेना को भी उसने पिछले जन्मों का वृत्तान्त सुना डाला । भ्रब मैं 
सचिव हूं और चेन से सुन्दरियों में श्रानन्द करता हुआ उनके साथ रहता हूं । 
सचिव तो दिखावे को हूं व॑से मुझे युवराज ही समझो । 

'र्णभद्र ने सचिव की बात सुनाकर फिर कहा : उन्होंने मुझे बातों से ही . 
बस में कर लिया । कुछ समय बाद मन्त्री के ससुर राजा चण्डसिंह क्षय रोग से 
मर गए । उनका बड़ा लड़का चण्डघोष श्रत्यन्त विलासी होने से पहले ही क्षय 
से मर चुका था। तब मन्त्री ने १५ वर्ष के सिहधोष को गही पर बिठाया। वह 
जब जवान हो गया तो दुष्ट मंत्री उसके चारों तरफ लग गए । उन्होंने उसे पट्टी 
पढ़ाई कि इस विट कामपाल ने जबरन तुम्हारी बहन हथिया ली है । यह सोते 
समय तुम्हारे पिता को मारने ञ्रा गया था। जागने पर डरकर ही उन्होंने इससे 
विवाह कर दिया पुत्री का । इसीने चण्डघोष को विष देकर मरवाया था। तुम्हें 
बालक समभता है, प्रजा को भी तो तुम्हारे पास नहीं आने देता । अरब नहीं 
छोड़ेगा । इसे तो मरवा दो किसी तरह । 

“किन्तु दूषित मन होकर भी सिह॒घोष यक्षिणी तारावली के भय से ऐसा 
वाप नहीं कर सका । 

'एक बार मन्‍्त्री की दूसरी स्त्री कान्तिमती श्रौर रानी सुलक्षणा की मुलाकात 
हुई । कान्तिमती का पीला पड़ा चेहरा देखकर उसने शझ्रादर से पूछा : क्या बात 
है? मुभसे श्रपना दुख कहो ! मुझसे भूठ न कहो, न छिपाओ्रो । 

'कान्तिमती ने कहा : भद्दे ! आपको याद होगा मैंने आपसे कभी भूठ नहीं 
कहा । मेरी सखी तारावली मेरी सौत है। उसका मन बड़ा छोटा निकला । 
एक बार मेरा नाम लेकर पति ने उसे गलती से बुला क्‍या लिया, रूठ गई । 
पति ने बड़ी खुशामद की, पर वह न मानी । हममें वेर-सा हो गया, वह चली 
गई । पति बड़े दुःखी रहते हैं । उनके दुःख से ही में भी दुखियारी हूं । 

'एकान्त में सुलक्षणा ने यह बात सिंहधोष से कह दी। वह निर्भय हो गया। 
प्रिया के विरह में पीले पड़े हुए, निरन्तर रोते रहने वाले मन्त्री को जीवन व्यर्थ 
लगने लगा । बात भी मुश्किल से करते थे 4 राजा ने उन्हें पकड़वा लिया श्रौर 


चौथा उच्छवास 7१६ 


उनके दोषों की जगह-जगह घोषणा करा दी । भ्रौर उन्हें दण्ड दिया : इसकी 
श्रांखें ऐसी निकाली जाएं कि यह मर भी जाए। श्रब में सोचता हूं कि राजा 
के दो-चार श्रादमियों को मारकर मैं भी मर जाऊं। 

“वह रोने लगा । 
तर्थगाल का माता-पिता का पता लगाना 

'पिता का यह हाल सुनकर मैं भी रो दिया । मेंने कहा : सौम्य ! क्या छिपाऊं 
तुमसे ! यक्ष-कन्या ने देव राजवाहन की चरण-सेवा को जो पुत्र वसुमती के 
हाथों सौंपा था, वह मैं ही हूं । में हज़ार योद्धाओ्ों को मारकर पिता को छुड़ाने 
की ताकत रखता हूं । पर कोई यदि भीड़ में मेरे पिता पर हथियार चला देगा 
तो मेरा यत्न ऐसे ही बेकार हो जाएगा ज॑से भस्म में होम हो जाता है । 
अथपाल का पिता को सांप से उसवाकर बचाना 

“उसी समय सामने की चहारदीवारी में बड़े फन वाला सांप निकला । मेंने 
मंत्रीोषधि-बल से सांप पकड़कर पृण्णभद्ग से कहा : भद्र ! काम सिद्ध ही समभो ! 
जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तब मैं छिपकर इस सांप को पिता पर फेंककर उन्हें 
डसवा दूंगा । फिर विष को स्तम्भित कर दूंगा। उन्हें मरा समभकर सब उदास 
हो जाएंगे। तुम निर्भय होकर माता कान्तिमती को सब बात बता देना, मेरे 
बारे में भी बताना । कह देना, पुत्र सब ठीक कर लेगा | माता से ही राजा से 
कहलवा देना : क्षात्र धर्म है कि बन्धु हो या अ्रबन्धु, दुष्टकर्म के लिए दण्ड 
भ्रवश्य देना चाहिए। स्त्रियों का धर्म है कि पति योग्य हो या श्रयोग्य, मृत्यु के 
बाद उसीकी गति का अनुसरण करें। में भी चिता पर चढ़ूं गी। श्राप मुझे. 
ग्राज्ञा दें । राजा श्रवद्य आज्ञा दे देगा । तब अपने घर लाकर पिता को एकांत 
में कुश पर लिटा दें । मां भी सती होने के वेश में वहीं भ्रा जाएं । में बाहरी 
द्वार पर रहूंगा, मुझे मौका दें। में भीतर भ्राकर पिता को मिला दूंगा । 

पूर्ण भद्र ने प्रसन्‍न होकर स्वीकार कर लिया और चला गया । 

'में एक बड़े-से घने तिन्‍्तड़ी के पेड़ की डाली पर छिप रहा | पिता को उधर 
ही से निकालने की घोषणा की गई थी । ऊंची से ऊंची जगह देखकर भीड़ 
तमाद्षा देखने इकट्ठटी हो गई थी । तरह-तरह की बातें सुनाई पड़ती थीं । 

“इतने में चोर की तरह पीछे हाथ बांधे मेरे पिता कामपाल को बड़े कोलाहल 
से चाण्डाल मेरे पास ही भीड़ के आगे-भ्ागे ले श्राए भौर उन्हें खड़ा करके तीन 


?२० दशकुमारचरित 


बार चिल्लाकर उन्होंने घोषणा की : इस मन्त्री कामपाल ने राज्य-लोभ से 
राजा चण्डसिंह श्र उनके ज्येष्ठ पुत्र चण्डघोष को खाने में विष मिलाकर भार 
डाला । श्रब यह युवक देव सिहघधोष को मारने की चेष्टा में था। इसने मन्‍्त्री 
शिवनाग, स्थूण तथा अंगारवर्ष का राजा से भेद करा दिया, उन्हींसे इसने 
एकान्त में राजा को मारने की बात कही थी । पर वे स्वामिभक्‍त नहीं मान 
सके, और उन्होंने रहस्य प्रकट कर दिया । इस राज्याभिलाषी ब्राह्मण को घोर 
अन्धकार में डालकर मार डालना उचित है । न्यायाधीश की श्राज्ञा से इसीलिए 

इसकी आंखें निकाली जाएंगी । यदि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करेगा तो 
वह भी इसी तरह राजदण्ड पाएगा । 

ज्योंही यह सुनकर कोलाहल शुरू हुआ मेंने पिता पर नाग गिरा दिया । 
भीड़ में क्रुद्ध नाग ने पिता को डसा और मैंने विष-स्तम्भन किया। मेंने कहा : 
झ्रवश्य यह पापी है तभी ईद्वर ने ऐसा फल दिया । राजा ने तो नेत्र छीने थे, 
भगवान ने प्राण ही छीन लिए । 

कोई मेरी तरफ बोलता था, कोई विरोध करता था, कि उस भयानक 
नाग ने चाण्डाल को भी डस लिया। जब भीड़ डर से भागी तो रास्ता पाकर 
नाग भी भाग गया । 

मां को तो सब मालूम ही हो चुका था। वे तनिक भी नहीं घबराई । 
अपने कुटुम्बियों के साथ धीरे-धीरे श्राइं श्रोर पिता के सिर को गोद में रखकर 
बैठ गईं । राजा से उन्होंने प्रार्थना कहलवाई : मेरे पति झापके भले हैं या बुरे, 
यह तो भगवान ही जाने । मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पर मेंने पारि--ग्रहण 
इन्हींसे किया है, में तो इन्हींकी गति पर चलंगी, भ्रन्यथा कुलकलद्धिनी 
कहलाऊंगी । भ्राज्ञा दें कि पति के साथ ही चिता पर चढ़ जाऊं। 

'राजा ने बड़े प्रेम से श्राशा दे दी : वही करो जो वंश की परंपरानुकूल हो। 
पहले एक उत्सव हो, भोर फिर हमारे बहनोई का भश्रंतिम संस्कार ! 

कई मंत्रज्ञों ने काड़-फूंक की, पर हार गए । राजा ने उदारता से--काम- 
'पाल को काल ने डस लिया है--कह उसे घर ले जाने की प्राज्ञा दे दी । लोगों 
ने पिता को एकांत में लाकर कुशासन प्र लिटा दिया । 

मां ने सती-वेश धारण किया भर करुणा से भर गई। सखियों को बुलाया । 
बनदेवता को बार-बार प्रणाम किया । सख्ियों को रोते से रोका । में पिता के 


चौथा उच्छुवास १२१ 


लेटे रहने के स्थान में घुस गया। पुर्णभद्र वहां था ही । उसकी मदद से मैंने पिता 
का विष दूर कर दिया। फिर उनके दह्देन किए। मां ने हथित हो आ्रांसूभरे नयनों 
से देखते हुए पति के पांव पकड़े शौर स्तनों से दूध टपकाती बार-बार मुझे छाती 
से लगाकर बोली : पुत्र ! तू क्‍यों मुझ कठोरा पर दया करता है ? मेंने तो तुझे 
जन्म देकर ही छोड़ दिया था। पर तेरे पिता निरपराधी हैं। इन्हें बचाकर तूने 
कितना श्रच्छा किया। तारावली यक्षिणी बड़ी निष्ठुर है। तेरा पूर्ण परिचय 
भगवान कुबेर से पाकर भी उसने तुझे मुझे नहीं दिया । चलो, फिर भी देवी 
वसुमति के हाथों में ही सौंपा तुभे। मुझ जैसी बड़भागिन के सिवा कोन तेरे मीठे 
बोलों को सुन सकता है ? 

बार-बार माता ने मेरा सिर सूंघकर मुभसे तारावली की निंदा करते हुए, 
मुझे छाती से लगाकर अपने आंसुझों से भिगो-भिगो दिया । श्रपना आपा बिसर 
गईं वे । 

'पपूर्णभद्व से सब बातें जानकर पिता को श्रपूर्व सुख हुआ जैसे नरक से स्वगे 
में श्रा गए हों। वे अपने को इंद्र से भी बड़भागी मान रहे थे। मैंने भ्रपना थोड़ा 
हाल सुनाकर आनंद और आइचये से पूछा : कहिए ! अ्रब कया आ्राज्ञा है ! 

'पिता ने कहा : वत्स ! मेरा यहां बड़ी भारी चहार दीवारी से घिरा मकान 
है, अक्षय शस्त्र उसमें भरे हैं । बड़े तहखाने हैं श्ौर मेरे उपकारों से दबे कई 
सामंत भी हैं । प्रजा में मेरे कई प्रेमी हें। अनेक योद्धा सपरिवार मेरी तरफ 
हैं । में यहीं रहकर भीतर-बाहर के लोगों में फूट डालूंगा । क्रोधियों को भड़- 
काऊंगा और सिहघोष के पुराने शत्रुओं को उकसाकर इस नीच दुविनीत को 
नष्ट करा दूंगा । 

“इसमें क्या है ?--मेंने पिता की बात मानते हुए कहा। 

“हमने श्रब तरकीब कर ली । मोर्चे जमा लिए। सिहघोष को जब पता चला 
तो बहुत डरा । उसने सेना भेजी, रसद रोकी, पर हमने सब शजन्रुओं को मार 
डाला । 
अथपाल का शत्रु को मारने जाते में कन्या ग्राप्त करना 

पूर्णभद्र से पता चला कि सिहधोष सोता कहां था। मैंने अपने घर की एक 
दीवाल के कोने से सांप के फन जंसी कुदाली से सुरंग खोदनी शुरू की । हम तो 
सुरंग खोदकर ऐसी जगह पहुंच गए जो स्वर्ग जैसी थी ! लड़कियां वहां बहुत 


43 दशकुमारचरित 


थीं । हमें देखते ही वे डर से कांपने लगीं । 

'एक ऐसी सुंदर लड़की थी कि उसके रूप से रसातल का अंधकार ऐसे दूर 
हो रहा था जैसे चांदनी फैल रही हो । वह साक्षात्‌ विश्वंभरा थी । दैत्यों को 
हराने को पार्वती-सी थी, या पाताल में आई कामदेव की पत्नी रति थी। कोई 
दृश्चरित्र राजा इस राज-लक्ष्मी को देख भी न ले, शायद इसीलिए वह पृथ्वी के 
भीतर रहती थी । उसका रंग ऐसा था जैसे सोने की पुतली को आग में तपा 
दिया गया हो । 

“वह हमें देख ऐसे कांपने लगी जैसे मलयानिल के भोंके में चन्दनलता 
कांपने लगती है । स्त्रियां भी हमें देख डर रही थीं । 

“एक सफेद बालों वाली बुढ़िया आगे बढ़ आई, ऐसी लगती थी ज॑से सफेद 
फूलों से ढंकी कांस की लकड़ी हो। बड़ी दीनता से मेरे चरणों में गिरकर 
बोली : आप ही इन स्त्रियों के एकमात्र शरण हैं। भअ्रभय दें । क्‍या श्राप देव- 
कुमार (कातिकेय) की तरह दनुजों (दनु के पुत्र-दानव) से युद्ध करने रसा- 
तल में जा रहे हैं ? बताएं ? कौन हैं ? कैसे यहां आए हैं ? 

'बुढ़िया के सुधर दांत चमक उठे । मेंने यह देखकर कहा: सुदन्ति ! डरो 
मत । मैं ब्राह्मण-श्रेष्ठ कामपाल का कान्तिमती देवी के गर्भ से उत्पन्न भश्रथंपाल 
नामक पुत्र हूं। एक काम से सुरंग लगाकर अपने घर से राजप्रासाद में जा रहा 
हूं । तुम रास्ते में मिली हो । तुम बताओ्रो कि कौन हो ? यहां क्‍यों रहती हो ? 

'बुढ़िया ने हाथ जोड़कर कहा : स्वामिपुत्र ! बड़भागिन हैं हम जो ऐसे 
निष्कलंक कुमार को अपनी श्रांखों देख रही हैं ! सुनिए | झापके नाना सिंहघोष 
के देवी लीलावती से दो सनन्‍्तान हुई--कान्तिमती और चण्डघोष | चण्डघोष 
युवराज हुए, परन्तु श्रतिविलास से क्षयग्रस्त होकर मर गए। उनके मरते समय 
उनकी पत्नी श्राचारवती गर्भवती थी । उसीसे यह कन्या मणिकर्णिका जन्मी । 
प्रसववेदना को न सह सकीं वे, पति के पास ही स्वर्ग चली गईं। तब राजा 
सिहधोष ने मुझे एकांत में बुलाकर कहा : ऋद्धिमती ! यह लड़की बड़ी कल्यारा- 
लक्षणा है। इसे श्रच्छी तरह पाल-पोसकर मालवराज मानसार के पुत्र दरपंसार 
को समर्पित करना चाहता हूं। पर कान्तिमती का हाल देखकर इसे बाहर रखने 
में डर लगता है । मेरा एक विशाल भूमि के भीतर बना घर है, जो मैंने शत्रुप्रों 
के डर से बनवाया था। उसके ऊपर एक नकली परत है जिसे खोदकर ही 


चौथा उच्छुवास 7 


कोई भीतर जा सकता है । वहां कई मंडपगृह और प्रेक्षागुह बने हैं । तू सपरि- 
वार वहीं रहकर उचित रीति से इसे पाल । वहां सब श्रावश्यक वस्तुएं ढेरों 
रखी हैं कि सो बरस में भी खतम न हों। यह कहकर राजा ने अपने वासगृह 
से दो अंग्रुल दूरी पर बनी एक दीवाल से एक मोटा पत्थर हटाकर हमें यहां 
प्रवेश करा दिया । यहां हमें रहते १२ बरस बीत गए । यह कन्या भी युवती 
हो गई । पर राजा को कोई ध्यान नहीं । इसके पितामह ने इसे दपंसार को 
देना तय किया था, पर जब यह गर्भ में थी तब ही आपकी माता कान्तिमती ने 
आपके लिए इसे इसको मां से जूए में जीत लिया था। अब आप ही सोचें । 
मैंने कहा : आज ही राजभवन का काम पूरा करके जो ठीक होगा 
बताऊंगा । 
सिंहघोष की गिरफ्तारी ओर अथ्थपाल का विवाह 

आधी रात को दीपक के उजाले में सुरंग देखता, मैं पत्थर हटाकर राजा के 
वासगृह में घुस गया । वहां मैंने बेफिक्र सोते राजा सिहघोष को जिंदा ही पकड़ 
लिया और उसे बांधकर उसी सुरंग से उन स्त्रियों के पास ऐसे ले आया जैसे 
सांप को गरुड़ ले जाता है। फिर अपने भवन में लाकर मेंने उसके दोनों पांवों 
में बेड़ियां डाल दीं । उसका मुख पीला पड़ गया । सिर भुक गया श्रौर रो-रो- 
कर श्रांखें लाल हो गईं । तब मेने माता-पिता को लाकर उसे दिखाया श्रौर 
सुरंग की सब बात बताई । 

“उन्होंने उसे प्रसन्न होकर देखा भ्रौर बन्दी बनाकर, उसकी भतीजी मणि- 
करिका से पेरा ब्याह करा दिया। राज्य भी मेरे हाथों में ही श्रा गया । माता 
ने चाहा कि सिहघोष छोड़ दिया जाए, पर वह प्रजा में उपद्रव करता इसलिए 
बन्दी बना ही रखा गया । 
अथपाल को राज्य मिलना और राजवाहन से मिलन 

“इसी समय झ्रापका भक्त अ्रंगराज सिंह॒वर्मा यहां श्राया और शत्रु को हराने 
को हमें इसने बुलाया । हम सहायता करने झ्राए और अझ्ापके चरणकमलों की 
धूलि भी मिल गई । वह दुष्ट सिहधोष आपके चरणों में प्रशामरूपी प्रायश्चित्त 
करके श्रपने पापों को धुलवाना चाहता है । 

अ्रथंपाल ने फिर कुककर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तब वत्तांत 
समाप्त किया | 


7९४ दशकुमारचरित 


देव राजवाहन ने कहा : तुमने बड़ा पराक्रम और बुद्धि का बड़ा प्रयोग 
किया । श्रब वह तुम्हारा ससुर मुक्त होकर मुभसे मिले | उसे छोड़ दो ।' 

तब राजवाहन ने प्रमति की श्रोर स्नेह से मुस्कराकर देखा और कहा: 
अपनी भी सुनाओ्री। 


पाँचवां उच्छवास 
प्रमति का अपना किस्सा सुनाना 


प्रमति का वन में सोना 

उसने प्रणाम करके कहना शुरू किया : 'देव ! श्रापको ढूंढ़ता हुआ म, 
बादलों तक सिर उठाए हुए विध्याचल के पास एक पेड़ के नीचे जा पहुंचा । 
डूबता सूरज लाल कोंपल-सा पद्चिम दिश्ञारूपी सुन्दरी को भूषित कर रहा 
था। मेंने एक छोटे सरोवर के जल से हाथ-मुृंह धोकर सन्ध्या की । अंधेरे के 
कारण भ्रब ऊंचे-तीचे सब एक हो गए। चलना असम्भव हो गया। मेंने पत्तों 
से धरती पर एक शणब्या-सी बना ली और सोने को लेट गया । अपने हाथ माथे 
से लगाकर मेंने प्रार्थना की--जो देवता इस वृक्ष पर रहता हो वह मेरी रक्षा 
करे । में शरण में हूं। यह महाकान्तार शिव के इ्यामकण्ठ जेंसे अंधकार से 
घिरा हुश्रा है। इसकी ग्रुफाओं में हिल्न श्रोर भयानक जन्तु रहते हें । 
स्वप्न और सत्य 

फिर मैंने बाएं हाथ का तकिया लगाया और उसपर सिर धरकर सो 
गया । नींद भ्रा गई । बड़ा सुख मिला । थका तो था ही । इन्द्रियां भर श्रन्त- 
रात्मा ही नहीं, रोम-रोम पुलक उठे । मेरी दाईं भुजा फड़कने लगी । यह क्‍यों 
हुमा ? सोचते हुए मैंने धीरे-धीरे श्रांखें खोलकर ऊपर देखा तो चन्द्रमा ज॑सा 
साफ चन्दोवा दिखाई पड़ा । 

बाई श्रोर देखा तो एक स्त्री, सफेदी पुती दीवार के पास पड़े उज्ज्वल 
बिछौने पर बड़ी बेफ़िक्री से सो रही थी। सीधे हाथ को देखा तो लगा उसके 
वक्ष पर से कपड़े खिसक गए हैं । भ्रमृत के फेन जैसा साफ था वह बिस्तर । 
वह ऐसी लगती थी जैसे भगवान वाराह के दांत की चमक से व्याप्त-थी; वह 
कंधे से खिसकी साड़ी ऐसे पहने थी, ज॑से क्षीर सागर ही इस प्रथ्वी के कंधे से 
खिसका जा रहा था। उसके शभ्रधर नयी-नयी कोंपलों जैसे थे । मुख था कि लाल 


?२६ दरशकुमार चरित 


कमल खिला था। सांस से कमल की सुरभि फैल रही थी जिससे कोंपलों-स 
होंठ हिल-हिल उठते थे। कहते हैं जब त्रिनयन शिव ने काम को भस्म किया था 
तब वह जलकर एक चिन्गी भर रह गया था । यह स्त्रो मानो उसीको दहका- 
कर उस रहे-सहे को भी भस्म करवा देना चाहती थी । 

अपने दलों में भौंरे बंद किए नील कमलों से नेत्र थे उसके । इंद्र के ऐरावत 
गज द्वारा मतवाले होने पर तोड़कर फेंकी हुई कल्पवक्ष की रत्नमंजरी की आभा 
जैसी वह युवती मुझे दिखाई दी । 
कुमारी का मिलना 

“मैं सोचने लगा--वह घना जंगल कहां चला गया ? यह गगनचुम्बी महल 
कहां से भ्रा गया ? यह तो कुमार कार्तिकेय के पर्वत जैसा ऊंचा है। वह वन 
कहां है जहां मैंने पत्तों का बिस्तर बिछाया था । यह एकत्रित चंद्र किरणों जैसा 
हंसतूल-सा उज्ज्वल बिस्तर कहां से आ गया ? यहां तो और भी कई स्त्रियां 
हैं ! संदरी हैं ! चंद्रकिरणों की रस्मियों के हिडोले से लुढ़कर यह कौन अप्स- 
राश्ओं-ती सो रही हैं ! क्या यह कमलधारिणी लक्ष्मी है? शरदकाल के चंद्रमा 
ज॑सी रवेत श्रोढ़नी भ्रोढ़ यह कौन सो रही है ? यह देव ' स्त्री तो नहीं, क्योंकि 
यह चांदनी में संकुचित कमलिनी-सी सो रही है और देवगरा सोते नहीं । इसकी 
कनपटी पर पसीना ऐसा दिखता है ज॑से पेड़ में गिरा सरस, पका और पीला 
भ्राम का फल । नयी जवानी की गर्मी से इसके कुचों के बीच में कसी श्याम 
छाया श्रा गई है । इसके वस्त्र भी उतने साफ नहीं । यह तो मानुषी ही है । 

'भभी तक यह क्वारी है, क्योंकि हर अंग कोमल है, शौर स्निग्ध है| सुन- 
हला रंग इसके दरीर से फूट रहा है। कामपीड़ा यह नहीं जानती क्योंकि मुख 
पर श्रभी प्रेम की चमक नहीं भ्राई । प्रवालमणि-से इसके होंठ भ्रौर कुछ-कुछ 
लाल इसके गाल चम्पाकली-से कठोर हैं । काम से दूर है तभी निश्चित सो 
रही है। इसका वक्ष अछूता है क्‍योंकि अभी उसमें फलाव नहीं है । मेरा मन 
कभी शिष्ट मर्यादा को नहीं लांघता पर इसपर वह भनुरक्त हुआ है। यदि म 
इसका प्रालिगन कर लूं ? पर यह घबराकर कहीं चिल्ला न उठे ! पर बिना 
आलिगन के नींद भी तो नहीं श्राती ! जो होना होगा होता रहेगा । में भाग्य 
की परीक्षा कर लूं । मेंने उसे ज़रा छुझा, फिर मैंने भूठी नींद साधी, फिर छुम्रा, 
फिर प्रांखें मूंद लीं। वह भी रोमांचित-सी हुई। उसे भी स्पर्श का सुख हुप्ा, 


पांचवां उच्छवास /९७ 


धीरे-धीरे उसने अलसाकर आंखें खोलीं । नींद की बाधा पड़ने से वह उन्हें पूरा 
नहीं खोल सकी । भ्रपरिचित को देखकर वह डरी । परंतु उसकी आंखों में हर्ष 
और स्नेह छलक झाया । शायद उसे डर भी हुआ कि कोई देख न ले। 
आभूषण तो उसके ठीक थे पर लज्जा से वह उन्हें ठीक संवारने लगी । लाज 
भी आई और काम का बार भी लग गया । वाणी सखियों को न जगा दे, इसी 
भय से वह जो घबरा गई कि पसीने की बूंदें छलक आईं, पर वह शअ्रपने रोमांच 
को अरब भी रोक रही थी । तनिक खुले नयनों से मुझे देखती, शय्या पर अपना 
शरीर भ्रलग रखती हुई वह मुझे देखते ही देखते हुए फिर गहरी नींद में, चौंकती- 
सी, अपने में श्राप को खो गई । मेरे मन में प्रेम जाग उठा। परंतु फिर मुझे भी 
नींद ने दबा लिया । 

'फिर शरीर को कष्ट होने लगा | जागा तो देखा वही जंगल था । वही 
पत्तों का बिस्तर था। रात बीत गई। मुझे चिता ने घेर लिया। क्‍या यह सपना 
था, या मुमसे छल किया गया ? या यह कोई देवी या आसुरी माया थी ? जो 
कुछ भी हो ! जब तक इसे जान न लूंगा भूमि पर सोना नहीं छोड़ंगा । यहीं 
रहूंगा जीवन भर, जब तक यहां की देवी मुझे आकर बता न देगी । यह पक्‍की 
सोचकर मैं वहीं ठहरा रहा । 


माता के दर्शन 
“इसी समय सूर्य किरणों से तपी कमल माला-सी एक क्लांत और क्षीण 


देह स्त्री दिखाई पड़ी । उसका उत्तरीय पुराना था। उसके होंठ भ्रलक्त रंग के 
बिना भी ग्रुलाबी थे। गर्म सांसों, तपे होंठों पर ऐसी धूमिलता छा गई जैसे विरह 
की अग्नि धृंण को उगल रही थी। रो-रोकर आंखें लाल हो गई थीं। वंश-चरित्र 
. का पालन करती वह एक वेणशीधारिणी, नीला वस्त्र और नीली चूलिका (चोली) 
पहने थी, मानो वह पतिपम्नत की ध्वजा थी। भत्यंत दुबंल होने पर भी उसमें 
देवताओं की-सी कांति थी। जब वह मुझे दिखी, मेंने प्रणाम करना चाहा। मुझे 
सिर भुकाते देखकर उसने अत्यंत हर्ष से कांपती भुजारूपी लता उठाई और 
पुत्र को भांति मेरा सिर सूंघकर छाती से लगा लिया | उसके तो स्तनों से दूध 
की धारा बह निकली श्रौर वह रोती हुई रु घे गले से मुझसे कहने लगी : वत्स ! 
जो बात मगधराज राजहूंस की देवी वसुमति ने तुम लोगों से कही थी कि एक स्त्री 
एक बालक को सोते समय में दे गई थी कि इसे में राजवाहन की सेवा के लिए 


7९८ दराकुमारचरित 


कुबेर की भ्राज्ञा से दे रही हूं, भौर जो अंतर्धान हो गई थी, में वही मणिभद्र यक्ष 
की कन्या तारावली हूं। धर्मपाल के पुत्र, सुमन्त्र के अनुज कामपाल जो तेरे पिता 
हैं, में ग्रकारण ही उनसे रूककर चली गई थी । एक रात मैं विरह से रात में 
स्वप्न देखती थी कि एक राक्षस ने कहा : तू बड़ी क्रोध करने वाली है ना ? तो 
साल भर तक में तेरे सिर पर रहूंगा। वह मुभमें घुस गया । साल भर हजार 
सालों-सा बीता । 

“कल रात श्रावस्ती नगर में देवदेव तयंबक महादेव के मंदिर में उत्सव था। 
उत्सव देखने विभिन्न देशों के लोग आए थे। में भी शाप से छूटकर पति के पास 
जाने वाली थी कि तूने इस वन में यहां की देवी की शरण ली और फिर सो 
गया। में शाप के दु:खों से तुझे ठीक-ठीक पहचान तो नहीं सकी, पर शरण भ्राए 
को इस भयानक वन में अकेला छोड़कर भी कैसे जाती ? मैं तुझे सोते में ही 
उठा ले गई। जब मंदिर के पास पहुंची तो सोचा कि इसे वहां उत्सव-गोष्ठी में 
कसे ले जाऊं ? 

अचानक मैंने श्रावस्ती नगर के यथानाम तथा ग्रुण राजा धर्मवर्धन की बेटी 
नवमालिका को ग्रीष्म काल योग्य सुखदाई राजमहल में बड़े पलंग पर सोते देखा । 
वह सोई थी, सेविकाएं भी सोई थीं । यही सोचकर मैंने तुझे तब तक के लिए 
वहीं सुला दिया जब तक में लोट न आऊं। यह काम करके में दर्शन करने चली 
गई मंदिर में | वहां महोत्सव देखा श्र अपने लोगों को देखकर मुझे हर्ष हुआ । 
त्रिभुवनेश्वर शिव को मेंने श्रपने श्रकारण हुए भ्रपराध की याद आ जाने से 
लज्जित होकर प्रणाम किया । फिर भक्ति से भगवती अंबिका को भी प्रणाम 
किया। वे गिरिनंदिनी हंसकर बोलीं : भद्दे ! मत डर ! अ्रब पति के पास जा। 
तेरा शाप दूर हुआ । अंबिका के प्रसाद से तुरंत मुझे सब बातें ठीक-ठीक याद 
झ्राने लगीं । तेरे बारे में ध्यान झ्राया कि पाप में डूबे रहने से में तुके पहचान 
भी न सकी और मैने तुझे उदासीनता से टाला। तू तो वत्स अथंपाल का सखा 
प्रमति था ! श्रब मैंने देखा कि तू उस कन्या पर आसकत हो रहा था। श्रौर 
कन्या भी तुझे चाह रही थी। कपट निद्रा में दोनों सोए थे । लज्जा श्रोर भय 
ने रोक रखा था। मुझे जाना था। राजकन्या नवमालिका कामपीड़िता थी, पर 
रहस्य खुल जाने के डर से सखियों से कह नहीं रही थी। श्रब क्या करना था ! 

'मेने सोचा प्रमति को ले चलूं फिर यह श्रपने भाप तरकीब करके इस कन्या 


पांचवां उच्छवास 76 


को पा लेगा । 

“इसीसे मैंने तुके सुला दिया श्लौर फिर जंगल में लाकर पत्रों की शय्या पर 
ला लिठाया | यह है मेरी कहानी | में श्रब तेरे पिता कामपाल के पास जा 
रही हूं । 

फिर उसने मुझे बार-बार छाती से लगाया और सिर संघकर, गाल चूम- 
कर, स्नेह से विद्धल-सी चली गई । 

“मे कामपीड़ा से नवमालिका को प्राप्त करने श्रावस्ती चल पड़ा । 
श्रावस्ती-मार्ग में पांचालशर्मा से मित्रता होना 

उस नगर के रास्ते पर वरिकों (व्यापारियों) की एक विशाल बस्ती थी। 
वहां कुछ लोग इकट्ट होकर मुर्गों की लड़ाई करा रहे थे, खूब शोर हो रहा था । 
में भी वहां गया और उन मुर्गों की लड़ाई देखकर मुस्कराने लगा। 

'मेरे पास एक धूत॑ं-सा लगने वाला बूढ़ा बैठा था । बोला : क्यों हंसते हो 
मन ही मन ? 

'मैंने कहा : यह पूरब देस का नारिकेल जाति का मुर्गा पश्चिम देश के 
बलाका जाति के इतने बड़े श्रौर ताकतवर लाल चोटी के मसुर्गे से लड़ाया जा 
रहा है । 

“उसने कहा : चुप रहो । बोलो मत । मूर्खों से विवाद बेकार होगा । 

“उसने अपने पान के डिब्बे से मुझे कपूर से सुगन्धित पान निकालकर दिए 
प्रौर फिर किस्से सुनाने लगा तरह-तरह के । मुर्गे की लड़ाई तेज हो गई। कभी 
चोंच, कभी पंजे टकराते, भर शोर ऐसा करते जैसे शेरों की दहाड़ हरा डालेंगे | 
पंख फैलाकर लड़ते-लड़ते, अन्त में पद्चिम देश का मुर्गा जीत गया। 

अपने पक्ष के मुर्गे के जीतने पर वह खुर्राट बुडढा भी बड़ा खुश हुआ | हममें 
ञ्रायु का बहुत भेद था, पर . उसने मुभसे मित्रता कर ली और श्रपने घर ले 
जाकर उसने मुझे खाना खिलाया । 

“दूसरे दिन जब में श्रावस्ती चला तो वह मुझे! मित्र की तरह दूर तक 
पहुंचाने भ्राया और बोला : काम पड़े तो मुझे याद करिएगा ! 
राजकन्या को सखि का मिलन 

“बह मित्र का व्यवहार कर घर लौट गया। में श्रावस्ती पहुंचा भ्ौर यात्रा 
की थकान के कारण नगर के बाहर ही एक उपवन में लता-मण्डप के नीचे सो 


रे० दशकुमारचरित 


गया । हंस कलरव-सा सुनकर उठकर देखता क्‍या हूं कि एक युवती नूपुर-ध्वनि 
करती हुई मेरी ओर ञ्रा रही है। वह बार-बार अपने हाथ के चित्रपट में बने 
आदमी से मुझे मिला-मिलाकर देखती थी। बड़ा भ्रचरज था उसे । वह आनंद से मेरे 
पास ही भा गई । मैंने भी देखा कि मेरी सूरत तस्वीर से मिलती-जुलती थी । 
तब मैंने युवती को देखा और कहा : बाले ! यह पवित्र उपवन भूमि बड़ी 
रमणीय और सुन्दर है, तुम खड़ी होने का कष्ट क्‍यों भेलती हो ? श्राश्नो सुख 
से बंठ जाओ ! 

“वह हंसकर बोली : आपका श्ञनुग्रह है । 

और बंठ गई । 

“हम दोनों देश-विदेश झ्ौर देवताओं की कहानियां कहने-सुनने लगे | फिर 
उसने कहा । भाप तो इस देश में अतिथि हैं। मेरे घर चलकर विश्राम करें, 
जो कोई श्रापत्ति न हो । श्राप थके हुए लग रहे हैं । 

मैंने कहा : नेकी और पूछ-पुछ । इसमें मुझे क्या आपत्ति होगी। 

'में उसके घर गया | उसने मेरा बड़ा राजसी स्वागत किया और स्नान- 
भोजन का सुन्दर प्रबन्ध किया। फिर भ्रानन्द से भरी वह एकांत में बोली : 
महाभाग ! देश-विदेश घूमते हुए आपने क्‍या श्राश्चयं देखा ? 

'यह सुनकर मुझे लगा कि यह स्त्री उसी स्वप्न की एक स्त्री है जिन्हें मैंने 
राजकन्या के महल में देखा था । इस तस्वीर में भी राजकुमारी बसे ही बड़े-से 
साफ बिस्तर पर लेटी है, जो शरद के मेघ-सा श्वेत है और विशाल राजभवन 
«की बड़ी छत पर पड़ा हुआ है। राजकुमारी गहरी नींद में सोई है । लगता है 
'राजकन्या भी कामबाण से बिध गई है । उसकी पीड़ा को समभकर चतुर 
सखियों ने उससे सब बात निकलवा ली है और उसीके भ्रनुसार कौशल से यह 
चित्र बना लिया है, जिससे उनका मन बहलता रहे । श्रब तभी वे सखियां 
ढूंढ़ने में लगी हैं श्रौर तभी इसके पास यह चित्र है। मेरी सूरत मिलाकर सन्देह 
दूर कर रही थी । मैंने सोचा इसकी अ्रांति मिटा दूं । 

उससे कहा : भद्दे ! यह चित्र तो दो । 

: उसने दे दिया । मैंने चित्रपट में एक श्रोर नकली नींद में सोई 
“काम से पीड़ित राजकन्या की ठीक-ठीक तस्वीर खींच दी और कहा : ऐसी स्त्री 
को ऐसे प्रादमी के साथ सोते हुए मैंने जंगल में सुपने में देखा था । 


पांचवां उच्छवास क्‍ द 8४ 


'उसने प्रसन्‍न होकर सारी बात पूछी । मेंने सब बताया । तब उसने भी 
राजकन्या की कामपीड़ा के बारे में बता दिया । मैंने कहा : यदि तुम्हारी सखि 
का मुभपर सच्चा प्यार है, तो कुछ दिन वे ऐसे ही बिताएं। फिर में वहां 
घुसने की तब तक कोई न कोई तरकीब निकाल ही लुंगा । 
ग्रमति का पांचालशर्मा को तरकीब बताना 

'उसे सममभा-बुझाकर मैं अपने बूढ़े मित्र के गांव लौट गया । वह कुछ 
अचरज में पड़ा और स्वागत-सत्कार करने के बाद उसने पूछा : श्रा्य ! इतनी 
जल्दी कैसे लौट श्राए ? 

'मेंने कहा : भ्रापने क्या मौके से ठीक सवाल किया है । सुनिए । श्रावस्ती 
के राजा धर्मवर्धन धममंपुत्र जैसे ही हैं । उनकी पुत्री कामदेव का प्राण जंसी है, 
साक्षात्‌ लक्ष्मी समभिए ! उसकी सुकुमारता देखकर नयी कोमल लताएं भी 
लजा जाती हैं । वह मुझे भ्रचानक दीख गई । उसके कामबाणों ज॑ंसे कटाक्षों 
ने मेरे मन को बेध डाला है। आप ही एक धन्वन्तरि हैं जो श्रब उन बाणों को 
निकाल सकते हैं । इसीसे श्रापके पास श्राया हूं । कोई तरकीब करिए । श्रच्छा 
सुनिए ! में रूप बदलकर भ्रापकी लड़की बना जाता हूं। जब राजा धर्मासन 
पर बंठा हो, श्राप उसको लेकर उसके सामने जाइए श्रौर कहिए कि, यहो मेरी 
एकमात्र पुत्री है। इसके पैदा होते ही मां मर गई। मैंने ही मां-बाप बनकर 
इसे पाला है। अ्रवन्तिका जाकर मेंने इसके लिए जाति-कुल के अनुरूप एक 
विद्वान ब्राह्मण कुमार विवाह करने को तय किया, पर बहुत दिन होने पर भी 
वह कुमार अभी तक आ्राया नहीं है। मुझे चिता मारे डाल रही है । में चाहता 
हूं स्वयं जाकर उसे बुला लाऊं। श्ौर इसका ब्याह करके श्रब तो संन्यास ही 
ले लूं। पर ऐसे समय में इतने दिन इस मातृहीना युवती पुत्री की रक्षा क्‍या 
आसान है ? देव, श्राप ही इसकी रक्षा कर सकते हैं; जिसका कोई नहीं, उसके 
मां-बाप तो राजा ही हैं | तभी भ्रापके पास श्राया हूं, देव ! श्राप प्राचीन श्रेष्ठ 
'राजाओं के पथ पर चलने में सबसे आगे हैं। में एक पढ़ा-लिखा पर निरुपाय 
ब्राह्मण हूं। श्रापके क्ृपाकटाक्ष से बच जाऊंगा । अभ्रपने भुज-व॒क्ष के नीचे छाया 
दें, इसका चरित्र श्रखण्ड रहे। में उसे यहीं बुला कर ले झाऊंगा ।--भ्रापकी 
बातों से राजा प्रसन्‍न होकर मुझे राजकुमारी के पास रखेगा श्रोर श्राप मुझे - 
छोड़कर लौट जाइए। फाल्युन मास के उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र को राजा के 


7३२ दशकुमारचरित 


भ्रंत:पुर के सभी लोग तीथंयात्रा को जाएंगे। वहीं गाय की श्रावाज़ की दूरी 
पर पूर्व की ओर एक बेंत का जंगल है, उसमें कारतिकेय का मंदिर है। वहीं 
झ्राप दो सफेद वस्त्रों के साथ ,मिलिएगा | में निःशंक होकर राजकुमारी से 
क्रीड़ा करते हुए गंगा की धारा में हृबकी लगाऊंगा श्रौर जब लड़कियां डुबकी 
लगा रही होंगी, में पानी में चुभकी मारकर वहीं निकल श्राऊंगा श्रौर आपसे 
कपड़े लेकर बदल डालंगा। फिर में पुरुष वेश में श्रा जाऊंगा । मुझे डूबी 
जानकर सखियां और राजकुमारी दुःखी होंगी । राजकन्या मुझे ढंढ़ेगी श्रौर न 
मिलूंगा तो रोएगी और कहेगी : मैं ब्राह्मयणकन्या के बिना नहीं खाऊंगी ।-- वह 
अंतःपुर में रोती हुई पड़ी रहेगी । उस समय अपने आप ही 'ब्राह्मण पुत्री डूब 
गई” के कोलाहल से खूब रोना होगा । राजा के मंत्री सकते में पड़ जाएंगे भौर 
नगरबासी भी शोक करेंगे । ठीक उसीके बाद श्राप मुझे राजसभा में ले जाकर 
राजा से कहिएगा--देव ! यह मेरा जामाता है। श्राप इसका स्वागत करें तो 
उचित ही होगा । यह चारों वेद, छल्नों वेदांग पढ़ा हुश्रा है। तकंविद्या में 
पारंगत और चौंसठ कलाओों में दक्ष है। हाथी, रथ और घोड़ों का विशेषज्ञ है। 
धनुविद्या भौर गदायुद्ध में कुशल है, निरुपम है। पुराण और इतिहास में कुशल 
तथा काव्य, नाटक और आख्यान रचता है। उपनिषदों सहित अर्थशास्त्र का 
ज्ञाता और फिर विद्वेषहीन ग्रुणी है। प्रियभाषी, मित्रविश्वासी और धन का 
यथोचित व्यय करने वाला है । सुनकर ही शास्त्र का भ्रर्थ गुन लेता है। श्रहं- 
कार इसमें तनिक भी नहीं । दुर्गुग॒ तो इसमें है ही नहीं । मुझ जते ब्राह्मण 
को क्‍या ऐसा जामाता मिल सकता है ? अ्रब इस बुढ़ापे में इसे कन्या देकर 
में तो संन्यास लेना चाहता हूँ। यदि श्रापकी आज्ञा हो तो"***** 

यह सुनकर राजा उदास ही नहीं, परेशानी में पड़ जाएगा । फिर मंत्रियों 
के साथ आपसे बड़ी विनम्रता से संसार की नश्वरता दिखाकर बड़ी-बड़ी प्रार्थ- 
नाएं करेगा, पर श्राप कुछ न सुनकर खूब ज़ोर से श्रांसुशों से रुधे गले से रोना 
छुरू कर दीजिएगा । रोते हुए राजा के द्वार पर ही लकड़ियां इकट्ठी करके एक 
चिता बनाइएगा और तब उसमें मरने को तैयार हो जाइएगा । 

“राजा प्रवश्य ही मंत्रियों के साथ आकर पांवों पर गिरेगा और मेरी योग्यता 
से प्रसन्‍न होकर अश्रपनी कन्या का विवाह सुभसे कर देगा। मुझे ही सारा राज्य 
भी सौंप देगा । मेरी तरकीब तो यही है। झापको जंचे तो फिर की जाए । 


पांचवां उच्छवास हरे 


सफलता मिलना 

वह बुड़ढा, धू्ते, बिटों का भ्रगुआ, अनेक बार ऐसे छल कर चुका था। 
उसे जाल बनाने की आदत थी । बस उस पाञ्चालशर्मा ने तो जो मेंने कहा, 
उससे भी अधिक छल करके मेरा काम बड़ी सफाई से पूरा कर दिया । में भी 
नवीन कलियों के रस लेने वाले भौंरे की तरह, कोमल हृदया नवमालिका 
कुमारी का शआआरानंद प्राप्त करने लगा । 

“इसके बाद ही सिंहवर्मा की सहायता को चंपापुरी आया । भाग्य से आप 
के दर्शन हो गए ।! 

प्रमति का किस्सा सुनकर राजवाहन का चेहरा कमल की तरह खिल गया। 
उसने कहा : बड़ी मजेदार तरकीब रही । ऐसा आदर्श मार्ग है कि बुद्धिमानों 
को भी इसकी नकल करनी चाहिए । फिर मुड़कर मित्रग्रुप्त से कहा : “लो, 
अब तुम्हारी बारी श्रा गई । 


छुठा उच्छवास 


मित्रगुप्त को कथा 

कोशदास का मिलना द 

मित्रग्रुप्त ने कहा : देव ! में भी औरों की तरह श्रापको ढूंढता हुप्रा, 
सुहादेश में दामलिप्त नामक नगर के बाहर उपवन में जा पहुंचा । वहां एक 
उत्सव के लिए भीड़ इकट्ठी थी । मेंने उत्सव गोष्ठी को देखा । एक एकांत जगह 
एक माधवलता मण्डप में एक उत्कण्ठित युवक वीणा बजाता दिखाई दिया । 
मैंने कहा : भद्र ! यह कंसा उत्सव है ? क्‍यों होता है ” श्रौर सब कुछ से 
विरक्‍्त श्राप क्‍यों वीणा बजाकर यहां मन बहला रहे हैं ? 

युवक ने कहा : सौम्य ! सुह्ापति तुंगधन्वा निस्संतान थे। उन्होंने इसी 
मन्दिर की प्रभावशालिनी देवी से प्रार्थना की। देवी ने स्वप्न में राजा से 
कहा--तेरे एक पुत्र होगा, एक पुत्री होगी । पुत्र उस पुत्री के भ्रधीन होकर 
रहेगा । पुत्री सातवें बरस से विवाह के समय तक प्रत्येक कृत्तिका नक्षत्र में गेंद 
से खेलती-नाचती, एक सुयोग्य पति पाने को, मेरी श्राराधना करे। जिसे पुत्री 
चाहे उसीसे उसका विवाह कर देना। यह उत्सव कन्दुकोत्सव कहलाएगा | 
कुछ दिन बाद राजा की प्रिया पटरानी मेदिनी के पुत्र हुआ, फिर हुई पुत्री । 
वही कन्दुकावती आ्राज चंद्रशेखरा देवी की पूजा करने श्राएगी । राजकुमारी की 
धाय की बेटी चंद्रसेना से मुझे प्रेम हो गया है। राजकुमारी भीमधन्वा ने उसे 
जबरन रोक रखा है। इसी प्रेम-बंधन' में कामपीड़ित में और करूं भी क्‍या ! 
च॑द्रसेना का आगमन 

तभी मंजीरों की मीठी ध्वनि सुनाई पड़ी । एक स्त्री वहां भ्रा गई । युवक 
के नेत्र चमक उठे। वह खड़ा हो गया । स्त्री ने उसे गले लगाया और बैठ गई । 
युवक ने मुझसे कहा : यही मेरी प्राणप्रिया है । इसका वियोग मुझे जलाता था। 


१, कंदुक--गेंद 


छुटठा उच्छवास श्स्प्‌ 


इसे छीनकर राजकुमार ने मुझे मुर्दा बना दिया है। वह राजकुमार है। में उस- 
का कर भी क्या सकता हूं। श्रब इसे देख ही चुका । मर ही जाऊंगा । क्या 
करूं श्रोर ? 

'चन्द्रसेना ने रोते हुए कहा : हे नाथ ! ऐसा साहस न करना । झ्राप श्रेष्ठ 
साथंवाह के पुत्र हैं, ग्ररुजनों ने श्रापका नाम कोशदास रखा है। फिर मुझपर 
श्रापका प्रेम जानकर उन्होंने उपहास से आ्रापका नाम वेशदास कर दिया। में 
यदि आपके मरने पर जिऊंगी तो लोग मुझे नृशंस वेश्या कहेंगे । मुझे तो कहीं 
ले चलिए, दूर, विदेश । 

युवक ने मुभसे कहा : भद्र ! आपने बहुत देश देखे हैं, कौन-सी भूमि धन- 
धान्यपृर्ण है, सज्जनों के योग्य है ? 

'मेंने हंसकर कहा : भद्र ! समुद्र तक फंली पृथ्वी पर श्रनेक नगर हैं । श्राप 
यदि दामलिप्त में नहीं रह सकते तो में कहीं ले चल॑ ? 

तभी मणिनूपुर बजने लगे। 

जंद्रसेना ने कहा : राजकुमारी कन्दुकावती विध्यावासिनी देवी की पूजा 
करने भ्रा गईं । इस समय सब उनके दशन कर सकते हैं । दृष्टि कृतार्थ करिए। 
में उनके पास रहूंगी । 

बह चली गई | हम पीछे चले | मैंने विशाल रत्नासन पर लाल होंठों 
वाली कन्दुकावती को देखा कि वह मन में उतर गई । कोई बंधन नहीं था में 
सोचने लगा : क्या यह लक्ष्मी है ? पर उनके हाथ में कमल होते हैं । इसके तो 
हाथ ही कमल हैं। लक्ष्मी को विष्णु ग्रौर राज्यलक्ष्मी को पूबंवर्ती राजा भोग . 
चुके हैं । परन्तु यह भ्रभुक्त है । भ्पूर्व सुन्दरी, तरुणी है यह ।. 
कन्दुकावती का कन्दुक नृत्य 

'में श्रभी सोच रहा था कि उसने हाथ से धरती को छुआ भ्रौर ठेढ़ी काली 
जोटी को हिलाकर देवी को प्रणाम करके उस विशाल लोचना ने कामदेव की भांति 

सुन्दर कन्दुक उठा ली और विलास से इलथ हो धरती पर फेंक्रा और फिर उछलती 
गेंद को शअ्रंगरठे और उंगलियों के कर-किसलय' से धक्का देकर हथेली के ऊपर के 
भाग से उछाल दिया, फिर ऐसे देखकर पकड़ा कि नयन' चले कि भौरों की पांत 
ने फूलों का ग्रुच्छा बीच में ही थाम लिया । कभी वह ऊपर फेंकती, कभी धीरे, 
कभी नीचे, कि उसने चूर्णपद गति से नाचा और रुकी गेंद को फिर उछालकर 


76 दशकुमारचरित 


पक्षी की तरह पकड़ लिया। फिर वह दशपदचंक्रमण नृत्य करने लगी। अनेक 
प्रकार से क्रीड़ा कर उसने लोगों में 'बाह-वाह' गृंजा दी। में कोशदास के कंघे पर 
हाथ धरे देखता-देखता भूल गया । रोमांच हो आया, नयन खिल गए। राज- 
कुमारी ने कटाक्ष किया । फिर लताभृकुटियां हिला, इवास-पवन से भूमती, लीला- 
पललव-सी वह होंठों की प्रभा फलाती ऐसी लगी जैसे भौरों को मुखकमल से उड़ा 
रही थी। चक्राकार गति से वह लज्जा से भूम गई । पंचबिदु गति से वह काम- 
बाणों से बचती थी । गोमृत्रिका गति से वह बिजली-सी कौंधने लगी। रत्ना- 
भूषणों की ताल पड़ती थी, होठों पर खिलती थी कपट भरी हंसी । कंधों पर केश 
भूल आए थे। अब कमर की कौंधनी बजने लगी । विशाल नितंबों पर चंचल वस्त्र 
हिलने लगा । भुज-लताएं फैलीं, सिमटीं और तिरछी हो गईं । कभी वह भुक 
जातीं, कभी उठ जातीं भौर दोनों काली चोटियां तब उसके नितंबों पर लोटने 
लगती । वह सुवर्ण पत्र लगे कर्णाभूषण को ठीक करती, पर खेल नहीं रुकता था । 
ग्रब वह स्वयं कंदुक-सी दीख पड़ी। देह का मध्य भाग भलका, फिंर ऊपर- 
नीचे भुकते में मोती-माला चपल हो गई । गालों पर पत्ररचना स्वेद से भींगती 
कि नये पत्ते अपनी हवा से उन्हें सुखा देते । एक हाथ कुचों से सरकते वस्त्र को 
रोकने लगा, फिर वह उठी, खड़ी हुई, कभी आंखें बन्द, कभी खुलीं, और फिर 
खेल । कभी गेंद धरती पर, कभी आकाश में, अब एक ही गेंद अनेक लगने लगीं । 
अनेक तरह से क्रीड़ा करके सखी चंद्रसेना के साथ देवी की पूजा करके, मेरे 
हृदय को साथ लेकर वह सेवकों के साथ चली गई । जाते-जाते मुझपर कटाक्ष' 
किया, बहानों से मुड़कर देखा कि दिल फेंक गई । हाय, वह अंतःपुर चली गई । 

'कोशदास के घर मैंने स्‍सनान-भोजन किया, पर काम व्यथित कर रहा था। 
शाम को चन्द्रसेना श्राई और मुझे प्रणाम कर एकांत में पति से कंधे से कंघा 
मिलाकर प्रेम से बंठी । कोशदास ने प्रसन्‍न होकर कहा : विशालाक्षि ! जीवन 
भर ऐसा ही प्रेम रखना । 

मैंने हंसकर कहा : मित्र ! डरते क्‍यों हो? मेरे पास एक अंजन है, उसे लगा 
ले तो यह बंदरिया-सी लगेगी | राजकुमार स्वयं इसे छोड़ देगा । 

चन्द्रसेता ने हंसकर कहा : श्रनुग्रहीत हुई यह आज्ञाकारिणी आ्रार्य ! इसी 
जन्म में मुझे बदिरया न बनाएं। श्रौर कोई तरकीब करिए। कंदुकक्रीडा में 
राजकुमारी ने कामविजेता भ्रापको देखा है तो कामपी ड़ित हो रही है । में माता 


छुठा उच्छवास 7२७ 


से कहुंगी, माता राजमाता से और वे राजा से । राजा आपका तब राजकुमारी 
से ब्याह कर देंगे । राजपुत्र आपके भ्रधीन हो जाएगा। यही देवी की आज्ञा 
है। राज्य श्रापका होगा तो मेरा विवाह कौन रोक सकेगा ? तीन-चार दिन 
का दुःख है । 

चन्द्रसेना को तरकोब 

बह प्रिय का आलिगनकर ढारस बंधाकर चली गई । हमने रात बिताई। 
प्रातः में उसी उद्यान में गया । राजकुमार भीमधन्वा श्रा गया। बड़े स्नेह से 
मिलकर मुझे राजभवन में ले जाकर उसने स्नान-भोजन-शयन से मेरा राज- 
कुमार जैसा स्वागत किया। स्वप्न देखता हूं कि मुझे राजकन्या का रमण-सुख 
मिला । आंखें खुल गईं । देखा, विशाल भुजदण्डों वाले राजपुरुषों ने मुझे बांध 
लिया था। 

'भोमधत्वा ने कहा : मूर्ख ! एक कुब्जा (कुबड़ी) ने खिड़की के छेद से 
चन्द्रसेना की बात सुन ली कि राजकुमारी तुझे चाहती है। में तेरे ग्रधीन रहूंगा 
कोशदास चन्द्रसेना को पाएगा 

फिर एक सेवक से कहा : इसे समुद्र में फेंक दो । 
मित्रगृप्त समुद्र में 

उसने सचमुच मुझे समुद्र में फेंक दिया । बंधे हाथ, समुद्र की लहरें । लहरें 
फेंकने लगीं मुझे, अचानक एक काठ मिला । मैंने छाती से लगा लिया । दिन 
गेया, रात गई, सुबह एक नाव दिखी । उसमें यवन थे । उन्होंने बचाया । यवन 
नाविकाधिपति रामेषु से उन्होंने कहा : यह लोहे की सिकड़ियों में बंधा बह रहा 
था, हमने समुद्र से निकाला है। इसमें इतनी शक्ति है कि एक ही क्षण में हजार 
अंगूर के पेड़ सींच सकता है । 

“उसी समय यह युद्ध-नोौका मद्ग्रु वहां अनेक नौकाओग्नों के साथ श्रा गई और 
यवन उन्हें देखकर डरने लगे । उन नावों के वीरों ने हमारी नाव ऐसे घेर ली 
जैसे शिकारी कुत्ते जंगली सूअर को घेरते हैं । युद्ध होने लगा । यवन हार चले । 
मेंने उस समय उन प्रसहाय यवनों से कहा : मेरी सिकड़ी काट दो। मैं शत्रुनाषश 
कर दूंगा । 

'यवनों ने मुके खोल दिया । मैंने भयानक बाण-वर्षा करके शत्रुओं को खंड- 
खंड कर डाला । शत्रु चायल हो गए। उनकी नाव भी पास आ गई थी मैं 


3रेद दशुकुमारचरित 


उनकी नाव पर कूद पड़ा और नाव के मालिक को मैंने जीवित ही पकड़ लिया । 
वह भौर कोई नहीं, भीमधन्वा था । मुझे देखकर लज्जित होकर बोला : तात ! 
देव की विचित्र गति देखी ? 

वन व्यापारियों ने उसे मेरी ही लोहे की सिकड़ी से जकड़कर ह॒ष से 
कोलाहल किया और मेरी पृजा की । हवा ठीक थी। हम एक द्वीप पर जा 
पहुंचे । वहां का मीठा जल, कन्द-मूल-फल खाने के लिए इकट्ठा करके नाव पर 
रखने को नाविकों ने भारी लंगर डाला। हम द्वीप में उतर पड़े । वहां एक विशाल 
पर्वत था । 
किनारे पर पहुंचना 

मैंने कहा : पर्वत का बीच का भाग कितना सुन्दर है ! इसका नीचे का 
भाग कितना मनोरम है । मंनसिल यहां काफी है। जल शीतल है, और कमलों 
शौर इंदीवरों से भरा हुआ कितना स्वच्छ है। यहां सघन पुष्पमंजरियों वाले 
वक्षों का वन है । 

मेरी आंखें उस शोभा को देखती न श्रघाती थीं कि में उस भ्रनजान पहाड़ 
की चोटी पर चढ़ता चला गया। वहां से पद्मरागमणि की शिलाओ्ों से लाल- 
लाल और कमलपरागों से पीले पड़े एक तालाब के पास में जा पहुंचा । मैंने 
वहां स्नान करके कमल-ककड़ियां तोड़चर खाई । तभी एक कमल कंधे पर धरे 
एक ब्रह्म राक्षस ने आकर कहा : तू कौन है, कहां से आया है ? 

'मुझे डराता हुप्ना वह विफल हो गया । मैंने कहा : भद्र ! में ब्राह्मण हूं। 
समुद्र से यवन नोका में, नौका से समुद्र में और समुद्र से पर्वत पर श्राया हूं । यहां 
बड़ी शोभा है, तभी यहां आराम कर रहा हूं | तुम अश्रच्छे तो हो ? 

राक्षस ने कहा : यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकोगे तो में तुम्हें 
खा जाऊंगा । 
बह्राक्षस का मिलना 

'पुछो !(--मैंने कहा : जो होगा सो हो लेगा । 

'म्रब भ्रार्य्यावत्त छंद में हम बातें करने लगे । 

'राक्षस ने पूछा : क्र कोन हे ? 

'मैंने कहा नारी का उर, सच कहता हूं! 

'राक्षस ने पूछा : हे शहस्थ को क्या सुख हितकर ! 


छुठा उच्छवास 7३६ 


मैंने कहा . : नारो गणमय / 
'राक्षस ने पुछा : और काम क्‍या ? 
मैंने कहा अरे एक संकल्पमात्र हे सन लो सत्वर / 


राक्षस ने पूछा : कौन अताध्य साधने की क्षमता रखता हे ? 

मैंने कहा बुद्धि ! बुद्धि ही कर सकती उसको समर्थ वर / 

'मैंने कहा : यदि प्रमाण चाहते हो तो धूमिनी, गोमिनी, निम्बवती और 
नितंबवती की कथा सुनो । 

“उसने कहा : सुनाओ्री । 
धूमिनी को कथा 

मैंने कहा : उदाहरण सुनाता हुं। त्रिगते जनपद में तीन धनी सगे भाई 
रहते थे---धनक, धान्यक भ्रौर धन्यक । इन्द्र ने उनके समय में १२ वर्ष तक पानी 
नहीं बरसाया । खेती नष्ट हो गई । ओषधियों का अ्रसर जाता रहा | वक्ष ढूंठ 
हो गए । नदियां क्षीण, मेघहीन, तालाब कीचड़मात्र, भरने प्रवाहहीन हो 
गए । कंद-मूल की उत्पत्ति, कथा-पुराणों का पढ़ना, मंगल अनुष्ठान कम हो गए । 
चोर बढ़ गए। प्रजा प्रजा का ही मांस खाने लगी । बलाका पंक्ित की तरह भ्राद- 
मियों की खोपड़ियां पड़ी दीखने लगीं। भूखे कौग्नों की टोलियां घूमने लगीं। नगर, 
ग्राम, नगले, कस्बे सब वीरान हो गए। धनक, धान्यक श्ौर धन्‍्यक-ती नो ग्रृहपतियों 
ने पहले संचित अन्नराशि को खा डाला, फिर भेड़,बक री,बकरे खा डाले । फिर भेंसें, 
फिर गाएं-बछड़े खा चुकने पर दास-दासियों की बारी झ्ाई। फिर बच्चे-बच्चियां भी 
खतम कर दिए । प्रंत में बड़े और मंभले भाई की स्त्रियां भी खा डाली गई । 
तब शअ्रंत में छोटे भाई की स्त्री को खाना तय किया गया । छोटा भाई धन्यक 
उसी रात स्त्री को लेकर भाग निकला क्योंकि वह उसे बहुत प्यार करता था। 
ले चला उसे, थक गई तो कंधे पर लाद ली । यों किसी तरह एक घने जंगल में 
पहुंचा । जब रास्ते में प्रिया को भूख-प्यास लगती तो अपने रक्‍त-मांस से उसे 
सुख देता । ऐसे ही समय में उसे मार्ग में एक भ्रनजान लंगड़ा दिखाई दिया जो 
भूमि पर इधर-उधर लुढ़क रहा था । उस दयालु घन्यक ने उसे भी कंधे पर 
लाद लिया श्रौर जतन से पत्तों की कृटिया जंगल में डाल उसे भी कंद-मूल 
खिलाए ।* इंग्रदी का तेल लगाकर उसकी सेवा करके उसके ज़रूम पुरा दिए। 
मांस, जंगल के शाक खिलाए। लंगड़ा हट्टा-कट्टा बन गया । एक दिन धन्यक 


१६० दशकुमारचरित 


जंगल में हिरन मारने गया कि धूमिती ने लंगड़े से संभोग करने को कहा । उस 
हट्टे-कट्टे ने मना किया पर वह न मानी । जबरन उसने उससे मनचाहा करा 
लिया । जब धन्यक लौटा तो बोला : धूमिनी ! पानी देना । धूमिनी ने कहा : 
मेरे सिर में दर्द है, कुएं से खींच लो। और रस्सी में बंधा घड़ा सामने फेंक 
दिया । वह पानी खींच रहा था कि भट धूमिनी ने उसे कुएं में धवका देकर 
गिरा दिया । फिर लंगड़े को पीठ पर लाद देशान्तर को चल दी और फिर वह 
बड़ी पतिब्नता के नाम से प्रसिद्ध हो गई । उसे बहुतों ने धत भी दिया । उज्ज- 
यिनी के राजा भी उससे खुश हो गए । उन्होंने खूब धन दिया तो वहीं रहने 
लगी बड़े आराम से । उधर बटोही-व्यापारियों ने पानी खींचा तो कए में धत्यक 
को देखा । उन्होंने निकाला उसे | बेचारा धन्यक भीख मांगता-मांगता उज्ज- 
थिनी ही जा पहुंचा । उसे उस धूमिनी ने देख लिया तो राजा से कहा : महाराज ! 
जिस दुष्ट ने मेरे पति को लंगड़ा बनाया है वह इस नगर में श्राया हुआ है-- 
अ्रनजान राजा ने उस भलेमानस धन्यक को चित्रवध की आज्ञा दे दी | हाथ पीछे 
बांधकर राजपुरुष उसे मरघट में ले गए। पर शायद धन्यक को मरना नहों 
था। निडर होकर उन राजपुरुषों से बोला: श्रायंगण ! जिस भिक्षु को मैंने 
लंगड़ा बनाया है, यदि वह मेरे सामने आकर कह दे कि मेने उसे लंगड़ा बनाया 
है तो मुझे दण्ड मिले । 

अधिकारियों ने कहा : इसमें क्या हर्ज है ?--वे लंगड़े को ले आए । पर 
लंगड़ा धन्‍्यक को देखकर रोने लगा, पैरों पड़ गया । आख़िर वह भला था । 
उपकार न भूल सका। उसने सारी असली बात बताई। धूमिनी का व्यभि- 
चार और पाप खुल गया । तब राजा ने क्रोध से उस दुष्टा के नाक-कान कटवा- 
कर उसे कुत्तों का खाना पकाने के काम पर लगा दिया । धन्यक को अपना कृपा- 
पात्र बनाया | 

तभी कहता हूं : क्रूर कौन है ? नारी का उर सच कहता हूं । 

ब्रह्म राक्षस ने कहा : भ्रच्छा, गोमिनी की बात बताओ्रो । 
गोमिनी की कथा क्‍ 

'मेंने कहा : द्रविड देश में कांची नगरी में कोट्याधीश शक्तिकुमार वैश्य- 
पुत्र जब १८ वर्ष का हुआ तो सोचने लगा--ग्रुणवन्ती नारी के ब्वि जीवन 
सूना है। केसे प्राप्त करूं ? ब्याह के बाद कुछ कर नहीं सकता श्र दूसरे पर 


छठा उच्छवास क्‍ (४ 


भरोसा कैसे करूं ? वह लक्षणज्ञ!'ं बन गया । पिछौरे में ढाई-तीन पाव धान 
बांधकर निकल पड़ा । लोग उसे लक्षणज्ञ जानकर अपनी कन्याश्रों के हाथ 
दिखाते । एक बार अपनी जाति की एक लड़की की हाथ की रेखाएं देख उसने 
सोचा और कहा : भद्दे ! क्‍या ढाई पाव धान से तुम मुझे पूरा स्वादिष्ट भोजन 
खिला सकती हो ? कन्या हंस पड़ी । लक्षणज्ञ उठ गया और यों घर-घर डोलने 
लगा । एक दिन कावेरी के दक्षिण तीर पर बसे शिपि देश के एक नगर में एक 
स्त्री ने भ्पनी सौत की बेटी का हाथ उसे दिखाया । मां-बाप मर चुके थे उसके, 
सम्पत्ति नष्ट हो चुकी थी, एक टूटा-फूटा घर बचा था औ्रौर दो-एक गहने थे। 
शक्तिकुमार सोचने लगा : यह कन्या न मोटी है न दुबंल, न नाटी, न लम्बी, 
न बुरे स्वभाव की, न बुरे रंग की । गुलाबी हथेलियां हैं । हाथ में जौ, मछली, 
कमल, कलश आदि अच्छी रेखाएं हैं। पांवों में रोएं नहीं, पुष्ट हैं, भुल्म प्रदेश 
सुन्दर है, जांघें गाय की पूंछ-सी, उठ सघन और घुटने सुडौल हैं। नितंब गोल 
हैं ओर उनमें छोटे-छोटे सुन्दर गड़ढे हैं। नाभि छोटी और गहरी है । पेड़, पर 
त्रिबली है और घने बड़े गोल उठे हुए कुच हैं। भुज-लताएं कंघे पर बड़ी लोच 
से जुड़ी हैं और सीधी-गोल हैं । उंगलियां लाल हैं, जिनमें चिकने मणि से चम- 
कीले नाखून हैं । हाथ में धनधान्य, सन्‍्तान की रेखाएं हैं । ग्रीवा पतली शंख- 
सी है| होंठ लाल हैं, और ठोड़ी बड़ी प्यारी है। गाल कैसे तने हुए हैं ! मिली 
हुई बंकिम भोंहें नीली श्रौर लताग्रों-ली मिली हुई हैँ । तिल के बन्द फूल-सी 
इसकी नाक है। विद्याल नेत्रों में श्वेत, श्याम, रतनार छाया है चमकीली, कैसी 
मनोहर । माथा श्रद्ध॑ंचन्द्र-सा, केश नीलकान्तमरिं की ढेरी-से, और कमलों-से 
गोल कान इसके मुखकमल के दोनों ओर सुशोभित हो रहे हैं । कुटिल, काले, 
चमकीले, लम्बे, स्निग्घ, नील छाया वाले, सुगंधिशाली इसके केश हें । ऐसी 
भ्राकृति वाली स्त्री को तो अभ्रच्छा ही होना चाहिए। मेरा मन इसपर डोल रहा 
है । इसकी परीक्षा करके इसीसे शादी कर लूं। जो पहले नहीं सोचता वह 
बाद में पछताता है । 

शक्तिकुमार ने स्नेह से देखकर कन्या से कहा : भद्दे ! मेरे पास यह ढाई- 
तीन पाव धान है । क्‍या तुममें इतना कौशल है कि उसीसे पूरा स्वादिष्ट भोजन 
करा दो ? 
.. २. हाथ की रेखाए देखने वाला-->कणांडई 


५२ दशकुमारचरित 


कन्या ने मतलबभरी निगाह से सौतेली मां को देखा । 

मां ने धान ले लिए और द्वार के पास ही एक जगह जल छिड़ककर जगह 
पवित्र करके श्रतिथि को हाथ-पांव धोने को जल देकर बिठा दिया । 

कन्या ने उन सुगन्धित धानों को कूटा । फिर धूप में फैलाकर चलाकर 
सुखा दिया। फिर ओखली में डाल हल्के हाथों से मूसल से कूटा और साबुत 
चावल छांटकर, टूटे वाले शोर भूसी अलग कर ली। तब मां से कहा : मां ! 
भूसी सुनारों को बेच दो, वे इससे गहने साफ़ करते हूँ । ले लेंगे। इसके बदले 
जो कपदिका (पहले कौड़ियां भी खरीद-फरोख्त में चलती थीं) मिलें, उनसे न 
ज्यादा गीली, न बहुत सूखी लकड़ी और एक मिट्टी की हंडिया ले श्राना जिसमें 
नपा-तुला चावल पक सके । दो सकोरे भी ले भ्राना । 

मां ने यही किया। कन्या ने चावलों को श्रर्जुन वृक्ष की लकड़ी की ऊंचे 
मुंह की श्रोखली में रखा श्रोर लोहे की साप्री लगे लंबे, भारी, खदिर की लकड़ी 
के बनाए मूसल को उठाया जो बीच में पतला और ऊपर-नीचे बराबर था । 
उससे जल्दी और उठा-उठाकर चावल तोड़कर, सूप में पछोरकर कक्ना-खुद्दी 
निकालकर चावलों को खूब धोया। चावल से पंचग्रुना पानी चूल्हे की पूजा कर 
चढ़ाया और जब पानी तप गया तो उसमें चावल डाल दिए। जब चावल पककर 
ऊपर उठे श्रौर मुलायम हो गए तो उसने भ्राग मंदी करके, हंडिया को ढंककर 
हंडिया पसाकर मांड निकालकर, करछुल से चावल चलाकर उसे श्रौंधी करके 
रख दिया | आग को पानी से बुझा कोयला करके बिकवा दिया श्लौर उसके 
बदले झाई कौड़ियों से उसने मां के हाथों साग, घी, दही, तेल, श्रांवला, इमली 
इत्यादि जो मिल सका मंगा लिया। फिर उसने साग छौके श्रौर मांड को कोरी 
मिट्टी के उस सकोरे में ही पंखे से धीमी हवा फलकर ठंडा किया। उसमें नमक 
डालकर हींग-जीरे से बधार दिया । फिर आंवला पीसकर कमल गंध डाल दी 
झौोर तब उसने मां से कहकर अतिथि को स्नान करने को कहलाया। स्वयं नहाई 
झौर तेल, भ्रांवला अतिथि को दिए। उसने खूब मलकर स्नान किया । देह पोंछ- 
कर वह भीतर भ्रा गया । उसे पट्टे पर बिठाकर, आंगन में उगे केले के पत्ते का 
तीन चौथाई हिस्सा काटकर, जल से धोकर उसपर कन्या ने मांड को हाथ में 
लगांकर परोसना शुरू किया। पहले मांड रखा । गर्म पेय पीने से भ्रतिथि की 
थकान दूर हो गई, मन सुखी हो गया, शरीर को बड़ा चेन मिला । तब उसने 


छुठा उच्छवास द /श्रे 


दो करछुल भात परोसा, श्र कुछ घी, दाल, साग परोसे । 

“इस तरह उसने सुगंधपुर्ण, तीन स्वादवाला दही, ठंडी कांजी, मट्ठा खिलाया 
और ग्रतिथि इतना तृप्त हो गया कि उससे पुरा खाया भी नहीं गया। उल्टे कुछ 
छोड़ना पड़ा । तब श्रतिथि ने पानी मांगा, अ्गरु, भ्रौर पाटल के फूलों से खुशबू- 
दार ठंडा कोरे घड़े का पानी उसने शअ्रतिथि के सकोरे में डालना शुरू किया । 
ठंडा पानी पीकर श्रतिथि के गाल ठंडे हो गए । नाक में गंध भर गई और जीभ 
तृप्त हो गई। उसने छककर पिया | फिर अतिथि ने सिर हिलाकर रुकने का 
इशारा किया । कन्या ने तब उसे दूसरे बतेन से हाथ धोने को पानी दिया । 
वृद्धा मां ने जुडन उठाकर ताजे गोबर से ज़मीन लीप दी और अतिथि अ्रपना 
उत्तरीय बिछाकर सो गया | जब जगा तो उसने प्रसन्न होकर उससे शास्त्रानुकूल 
विवाह किया श्रौर उसे घर ले आया । घर लाकर यह शक्तिकुमार एक वेश्या 
के चक्कर में फंसकर कन्या का अपमान करने लगा । उसनें रंडी घर बंठा ली । 
पर कन्या उसे भी सखी ज॑सा मानती और पति को देवता जेसा सम्मान देती, 
सेवा करती । घर-गिरस्ती संभालती | सभी धीरे-धीरे उसके बस में श्रा गए और 
तब पति ने प्रसन्न होकर उसीको सारी गिरस्ती का भार सौंप दिया और स्वयं 
भी उसके बस में होकर धर्म, श्रथे श्रौर काम का सुख भोगने लगा । तभी मैंने 
कहा है : 

: है ग्रहस्थ को क्या सुख हितकर ? 


: नारो गुणमय / 
ब्राह्मराक्षत ने कहा : और काम क्या ? 
मैंने कहा : अरे एक संकल्पमात्र हे सुन लो सत्वर ! 


निम्बकती की कथा 
'देखो, श्रब॒ निम्बवती की कथा इसके उदाहरण को सुनाता हूं : सौराष्ट्र 
प्रदेश के वलभी नगर में एक कुबेर जैसे जहाज़ों के अत्यन्त घनी व्यापारी की 
रत्नवती नामक पुत्री का मधुमती नगरी से भ्राए बलभद्व वैश्य ने जब विवाह किया 
तो- नवविवाहिता स्त्री से एकांत में रतिक्रीड़ा के समय वधू उसे कुछ रोक उठी 
झौर जरा-सी बात का ऐसा बतंगड़ हो गया कि वैश्य पुत्र ने अपनी पत्नी का 
ऐसा तिरस्कार किया कि उसका मुंह तक देखना छोड़ दियां कि न वह उसके घर 
जाता, न किसोके समझाए से समझता कि पश्रंत में रत्नवती को उसके घर के 


29४ दशाकुमारचरित 


लोग ही बुरा बताने लगे और उसका नाम निम्बवती (निबोली) पड़ गया। 
रत्नवती दुःख से 'हाय क्या करूँ सोचती देवता पर फूल चढ़ाने श्राई। एक बूढ़ी 
संन्‍्यासिनी से मिली और उसके आगे जब करुण विलाप करने लगी तो वह उससे 
रोने का कारण पूछने लगी। रत्नवती ने लज्जा से सब बताने को कहा : मां ! 
क्या कहूं, दुर्भाग्य में स्त्री यों रहे तो मरी समझो | श्रच्छे घर की औरत का 
ऐसा एक उदाहरण मैं ही हूं। सब मुभसे घृणा करते हैं, तुम्हीं दया करो, पर 
भपना रहस्य न कहूंगी में मरने तक ।--शभ्ौर वह उसके चरणों पर लोट गई। 
संन्यासिनी ने रोते हुए दुःख से कहा : पुत्री ! आत्महत्या मत कर । तू बता में 
क्या करूं । में भ्रवश्य करूंगी | जो तुझे वैराग्य हो गया है तो मेरे साथ तपकर, 
यह तो पापों का फल है जो अश्रच्छी जाति पाकर भी पतिप्रेमवंचिता है। उसे 
मनाने का कोई उपाय हो तो बता ! 

“रत्नवती सोचती रही, फिर दीघे इवास लेकर कहा : भगवति ! स्थ्रियों 
को पति ही परमेश्वर है, और फिर कुलवती को तो और भी अ्रधिक । कोई 
तरकीब हो कि वह मुझे फिर अ्रपना लें। हमारा पड़ोसी एक धनी है। राजा 
के पास रहता सो मान भी उसका बढ़ा-चढ़ा है। उसकी पुत्री कनकवती मेरी 
बड़ी सखी श्रौर मुझ ज॑सी है। में उसके आकाशचुम्बी भवन की छत पर सज- 
सजाकर उसके साथ रहूंगी। तुम कनकवती की माता के द्वारा मेरे पति को 
किसी तरह यह कहकर बुलवाना किवे उन्हें देखना चाहती हैं। सखी के घर ले 
आना । जब तुम उसके घर के पास आ जाओगे में ऊपर से खेल-खेल में उनपर 
गेंद फेंद दंगी । श्राप उसे लेकर पति को देकर कहिए : पुत्र ! श्रेष्ठिप्रवर निधि- 
पति की पुत्री कनकवती तुम्हारी स्त्री जंसी लगती है। रत्नवती से स्नेह के कारण 
यह चंचल स्वभाव से तुम्हारी बड़ी निदा करती है। इसलिए यह गेंद लौटा दो । 

: “बह ऊपर देखेंगे तो मुझे कनकव॒ती समभेंगे। तब में हाथ जोड़कर गेंद ऊपर 
फेंकने की प्रार्थना करूंगी। श्राप भी कहिए, तो वह गेंद देंगे और में इसी बहाने 
से उनसे लिपट जाऊंगी। फिर फंसाकर विदेश जाने को उकसाऊंगी और हम 
भाग जाएंगे। 

हुआ भी यही | वह कतकवती समभकर रत्नवती को लेकर झ्राधी रात के समय 
खूब घन लेकर भाग गया। संन्‍्यासिनी ने खबर फला दी कि बलभद्र ने कल मुझसे 
कहा था कि प्रकारण मृखंता से मेने पत्नी छोड़ दी; सास, ससुर, मित्र, किसीकी 


छुठा उच्छवास 29४. 
भी नहीं मानी । अब संग कंसे रहें। शर्म श्राती है ।---तभी वह स्त्री को लेकर पर- 
देश चला गया है। 

“घर वालों ने भी तब उसे नहीं इंढ़ा । रत्नवती ने रास्ते में एक दासी खरीद 
ली और उसीसे भोजन-सामान ढुवाती खेटकपुर पहुंच गई। वहां बलभद्व ने 
थोड़े धन से खूब धन पैदा कर लिया, नगर का मुख्य नागरिक बन गया। अनेक 
नौकर रख लिए । इसके बाद एक दिन रत्नवती ने अपनी पुरानी दासी को 
डांटा--तू काम नहीं करती, सामान चुरा लेती है। जवाब देती है'****' ओर उसे 
मारा भी। दासी ने क्रोध से रहस्य उगल दिया जो रत्नवती उससे पहले श्रानंद 
के समय कह चुकी थी। यह खबर सुनकर लोभी दण्डविधायकों ने नगर बड़ों से 
पूछा : यह बलभद्र दुर्मंति है। निधिपति की पुत्री कनकवती को भगाकर ले झाया 
है। उसकी जायदाद जब्त करिए। 

बलभद्र बहुत डरा। रत्नवती ने कहा : डरो मत। उनसे कह दो यह वलभी 
के ग्रहग्रप्त की रत्नवती नामक पुत्री है, मेरी विवाहिता स्त्री है। विश्वास न हो तो 
ग्रुप्तचर भेजकर पता चलवा लो । 

बलभद्र की जमानत हो गई और ग्रुप्तचर जब लौटे तो ग्रहग्रुप्त भी श्रा गया 
ओर वह पुत्नी-जमाता को स्नेह से लिवा गया। बलभद्र रत्नवती से बहुत प्रेम करने 
लगा। 

अच्छा---ब्रह्म राक्षस ने कहा--मैंने तुमसे कहा था--कौन अ्रसाध्य साधने की 
क्षमता रखता है ? तो तुमने कहा था--बुद्धि ! बुद्धि ही कर सकती उसको -समर्थे 
वर |--अ्रब यह समभाओझो | 
नितंबक्‍ती की कथा 

मैंने कहा : वह नितंबवती की कथा है। शूरसेन देश की मथुरा नगरी में 
अच्छे कुल का नृत्य-गीत-कला-कुशल वेश्यागानी, बड़ा मार-पीट करने वाला, कई 
साथियों का गिरोह बनाए, श॒ण्डों का सरदार, “कलह॒केण्टक' नाम से पुकारा जाने 
वाला एक श्रादमी एक बार एक चित्रकार के बनाए एक चित्र में एक स्त्री को 
देखकर कामपीड़ित होकर बोला : सुधर चितेरे ! यह स्त्री वैसे तो वेश्या लगती 
है, पर है यह कुलवती, विनम्र, शुद्ध । कम भोगी गई है, श्रचञुचल है। प्रवासी 
की पत्नी नहीं क्‍योंकि इसके दो चोटियां हैं, एक नहीं | दाहिने हाथ में नखक्षत 
' है; लगता है किसी बुड्ढे बंश्य की स्त्री है, जो संभोग में इसे तृप्त नहीं कर पाता । 


१95 दशकुमारचरित 


सुमने हबहु नकल उतार दी । 

“'चितेरे ने उसकी प्रशंसा करके कहा : बिल्कुल ठीक पहचाना। 

अवन्तिका नगरी के सार्थवाह श्रनंतकीर्ति की स्त्री नितंबवती है जिसने मुझे 
अपने रूप से चकित कर दिया, तभी मेंने इसका चित्र बनाया। 

'कलह॒कण्टक उज्जयिनी गया और ज्योतिषी बनकर भिक्षा के बहाने उसके 
घर जाकर उस स्त्री को देख श्राया और नगर-मुख्यों से मिलकर उसने श्मशान- 
रक्षक की नौकरी प्राप्त करके, एक बौद्ध भिक्षुणी को कफ़न दे-देकर मिला लिया 
शौर नितंबवती से संदेसा कहलाया। नितंबवती ने फटकार दिया। भिक्षुणी ने 
लौटकर कहा कि कुलवती का चरित्र नाश नहीं हो सकता, तो बोला : फिर एक 
बार उसके पास जाकर कहो--मैं वराग्य से मुक्ति की इच्छा करती हूं। मुझ 
जैसी संन्यासिनो क्‍या कुल-ललना का चरित्र बिगाड़ सकती है ? मेने तो तुम्हारी 
परीक्षा ली थी। पर तुम सती ही हो। पर तुम्हारे संतान नहीं है । तुम्हारे पति 
को पाण्ड्रोग लगता है। उसे दूर करो तो पुत्र हो । पेड़ों के कुरमुट में जाओो 
और में एक मंत्रशास्त्री को बुलाऊंगी । वह ग्रुप्तरूप से श्राएगा । उसके पांव छूना 
श्रौर जब वह मंत्र कर दे तो पति से रूठ बेठना। जब वह मनाने आए तो उसकी 
छाती में लात देना । पति का वीये पुष्ट हो जाएगा और फिर संतान होगी । 
पति तुम्हें देवी मानेगा ।---बह मानकर झा जाएगी, में आ जाऊंगा और फिर 
में तुम्हारा बड़ा कृतञ्ञ हो ऊंगा। 

'भिक्षुणी ने नितंबवती को मना लिया। प्रसन्न होकर वह वृक्ष-वाटिका में 
गया ओर अंधेरे में उसने नितंबवती के पांव का सोने का नूपुर उतार लिया श्रौर 
उसकी जांघ में छुरी से ज़रा काट गया। नितंबवती डरकर अपनी निंदा भ्राप 
करती, भिक्षुणी को मारने की इच्छा करती घर लौटी । उसने बाबवड़ी में घाव 
धोकर पट्टी बांधी भौर दूसरा नूपुर उतारकर एकांत में तीन-चार दिन पड़ी रही । 

'धधूर्त कलहकण्टक नृपुर बेचने वाला बनकर अनंतकी ति के पास गया । पति 
ने पहचानकर कहा : यह नूपुर कहां मिला ? 5 

'कलहकण्टक ने कहा : मैं व्यापारियों के सामने बताऊंगा। 

'अनन्तकीति ने पत्नी से नूयुर का जोड़ा मंगाया। नितंबवती ने भय भौर 
लज्जा से कहा : में ज़रा थकान मिटाने वक्षवाटिका में गई थी, वहां ढीला होने 
के कारण एक नूपुर गिर गया। ढूंढ़ा भी पर मिला नहीं । दूसरा है यह ले 


छुठा उच्छुवास. ९2७ 


जाओ्रो । 

(तब कलहकण्टक नें उस श्रनन्तकीति को व्यापारियों के बीच खड़ा करके 
सविनय कहा : श्राप जानते हैं में इ्मशानरक्षक हूं भौर वही मेरी जीविका का 
साधन है । कहीं कोई घू्त मुफ्त में शव न जला ले मैं रात को भी वहीं रहता 
हूं । रात मैंने एक काली स्त्री को चिता पर जलते एक शव को बाहर खँँचते 
देखा । धन के लोभ से भय त्यागकर मैंने उसे पकड़ा । मेरे हाथ की छुरी से 
उसकी जंघा में घाव भी लग गया और मैने उसका पांब खींचा. तो नूपुर हाथ 
में श्रा गया, परन्तु वह भाग गई । नूपुर यों मिला है, भर मैं कुछ नहीं जानता, 
आप लोग जानें । 

नगरवासियों ने एकमत निर्णय दिया--नितंबवती पिशाचिनी है। पति ने 
उसे त्याग दिया । तब वह श्मशान में फांसी लगाकर मरने वाली थी कि कलह- 
कण्टक ने उसके चरणों पर गिरकर कहा : सुन्दरी ! तेरे रूप ने मुझे पागल 
बना दिया था । तभी मैंने भिक्षुणी भेजी, परन्तु सब चालें बेकार गईं । श्रन्त में 
मेने यही तय किया कि जिऊंगा तो इसे पाकर रहुंगा। प्रिये ! अ्रव प्रसन्न हो 
जाओ । 

बआर-बार पैरों पर सिर रखकर उसने उसे मना ही लिया । करती भी 
क्या वह ? भ्रौर कहां जाती |! 

मेरी कथाएं सुनकर ब्रह्मा राक्षस बहुत प्रसंन्‍्न हुआ्ना । 
दूसरे राक्षत का आना 

“उसी समय भ्राकाश से बकुल कली जैसे मोती के भीगे दाने गिरे । मैंने 
ऊपर देखा तो एक राक्षस एक कांपती स्त्री को पकड़े लिए जा रहा था| मैं 
आकाश में गतिहीन ठहरा । शोक करने लगा । तब ब्रह्माराक्षत चिल्लाया : 
ठहर ! ठहर ! पापी ! कहां ले जाता है ! 
राक्षसों का युद्ध 

और ग्राकाश में उड़कर उससे लड़ने लगा । स्त्री छूटकर कल्पवृक्ष की 
मञ्जरी-सी नीचे गिरी । मेने हाथ फैलाकर सिर उठाकर उसे पकड़कर बचा 
लिया। दोनों राक्षस पत्थरों, पहाड़ की चोटियों, लात-घूंसों से लड़कर मर गए। 
मैंने स्त्री को नम बालू पर पड़े फूलों पर तालाब के किनारे लिटाया तो देखा 
कि वह तो मेरी प्रिया कन्दुकावती थी। उसने मुझे देखा तो पहचान गई। 


/ ८ द दशकुमारचरित 


रोकर बोली : स्वामी ! कन्दुकक्रीड़ा में श्रापकां देखकर में कामपीड़िता हो गई, 
तब चन्द्रसेना सखी ने मुझे आपके बारे में बताकर ढारस दिया। मेरे पापी भाई 
भीमधन्वा ने तुम्हें समुद्र में दुबवा दिया सुनकर में सबसे बचकर क्रीडावन में 
अकेली शआ्रात्महत्या करने गई। वहां यह मायावी नीच राक्षस श्राकर मुभसे 
संभोग करने को कहने लगा । में डर गई और मैंने जब मना किया तो जबरन 
मुझे पकड़ ले चला । श्रब पहाड़ पर मरा है। कसा सौभाग्य है कि मैं भी प्राण- 
प्रिय के हाथों में ही भ्रा पड़ी । ञ्राप अच्छे तो हैं ? 
कुन्दकावती का मिलना 
मैंने सुना और उसे लेकर पहाड़ से उतरकर नाव पर सवार हुग्ना । हवा 
श्रनुकूल थी, नाव सीधी दामलिप्त पहुंची । हम बिना मेहनत के किनारे उतर 
गए । वहां प्रजा खड़ी रोती थी । बेटे भीमवबन्वा श्रौर बेटी कन्दुकावती के 
विनाश से वृद्ध सुह्यपति तुंगधन्वा पत्नी के साथ अब निस्सन्तान होकर श्रत्यन्त 
पीड़ा से पवित्र गंगा तीर पर अनशन करके प्राण त्यागने भ्रा गए थे । नगरवृद्ध 
भी स्वामिभक्ति से यही करने को तत्पर थे । 
घर पहुँचना 
“हम पास गए । सबने सुना-देखा, प्रसन्‍न हुए । दामलिप्त के राजा तुंगधन्वा 
ने मुझे जामाता बनाया । भीमधन्वा भी श्रा पहुंचा, वह मेरे अ्रधीन हो गया । 
मेरी भ्राज्ञा से चन्द्रसेना उसने छोड़ दी और वह कोशदास की हो गई । 
“इसके बाद मैं राजा सिहवर्मा की सहायता को यहां झ्राया और यहां झ्ाप- 
के दशन हो गए ।' 
राजवाहन ने सुनकर कहा : विचित्र है देवगति ! समय पर पुरुषार्भ भी 
बड़े काम भ्राता है ।' 
तब राजवाहन ने मुस्कराकर मंत्रग्रुप्त को देखा । मंत्रग्रुप्त ने श्रपने कमल 
जसे हाथ से श्रोंठ को थोड़ा ढंक लिया । उसकी सुन्दरी प्रिया ने उसपर दन्त- 
क्षत कर दिया था, जिससे उसके दर्द था। वह श्रोष्ठयवर्णहीन' वर्णों में भ्रपनी 
कहानी सुनाने लगा-- 


१. श्रोष्ठयवर्ण--वे भ्रक्षर हैं जो होंठों के मिलाने से मुद्द से निकलते हैं, जेसे-- 
प, फ, ब; भ॑ । दणिड ने यहां दन्तक्ञत के बहाने से भाषा का कमाल दिखाया दे | 


सातवां उच्छवास 


मंत्रगुप्त का भश्रपनी कहानी सुनाना 


मंत्रगुप्त को सिद्ध के दर्शन 

“राजाधिराजनन्दन ! जब देव ही गिरिग्रुहा में कुछ कहा न सुना श्रौर 
चले गए तो हम सोचने में लगे और में घूमता हुआ कलिंग देश निकल गया । 
वहां इमशानस्थल के निकट एक वृक्ष के नीचे नये किसलयों की शय्या रचकर 
में विश्राम करने लगा। नींद श्रांखों में डोल गई। में सो गया । विकराल 
अंधकार कालरात्रि के केशों-सा छा गया । राक्षसों के घूमने से हिम गिरने लगा। 
लोग घरों में सो गए । कड़ी सर्दी, आधीरात । तरु-शाखाएं श्राद्रं-सी थीं। कहीं 
से स्वर सुनाई दिया, नींद उचट गई । मैंने सुना : यह कोन दुष्ट सिद्ध है जो 
हमारे रमण करने के समय को न देखकर ऐसी आज्ञाएं दिया करता है ?--तब 
सुना : क्‍या मुश्किल खड़ी कर दी है इसने ? हाय ! ऐसा कोई दाक्तिशाली 
नहीं जो इस कुत्सित विष वैद्य को सिद्धिहीन कर देता ! 

यह शायद कोई दास-दाग्नी थे जो दुःख से व्याकुल होकर कह रहे थे । 

'ुभे जिज्ञासा हो आई । देख कसा सिद्ध हैं? यह किकर (दास) क्‍या करता 
है। मैं उठा। आ्राक्रांत मन से भ्रावाज़ की श्रोर चला । कुछ दूर ही गया कि मेंने 
एक आदमी को देखा। उसके सारे शरीर को हड्डियों के गहने ढंके थे और राख. 
को उसने सारी देह में रगड़-रगड़कर लगा रखा था। जटाएं दामिनी की लताश्रों- 
सी चमकीली थीं। कानन के प्रंधकार में वह भ्रग्नि-सा लगता था। क्षण-क्षण में 
लकड़ी, ईंधन डालकर वह आझाग को धधका रहा था। सीधे हाथ से नहीं, वरन्‌ 
दूसरे हाथ से सफेद सरसों, जो, चावल, और तिल से निरंतर हवन कर रहा था । 
प्रगति में चटचट-चटचट होती थी । 

वह किकर उसके सामने जा खड़ा हुझा । उसने कहा : भ्राज्ञा दें, क्‍या 
करूं ? 


2५० दशकुमारचरित 


'किकर को हाथ जोड़े खड़ा देखकर नीच हवन-कर्ता ने कहा : जा ! कलिंग- 
राज कर्देनक की दुहिता कनकलेखा को उसके रनिवास से यहां ले श्रा । 
सिद्ध की हत्या 

भककर झट ले श्राया । राजकन्या रो रही थी। श्रांसू श्रांखों से गिर रहे 
थे। रुघे गले से चिल्ला रही थी : हाय माता ! हाय तात !--उसके सिर के 
श्रलंकार-सी माला म्लान हो गई थी। जूडा खुल-सा गया था। हवनकर्ता उठा। 
उपके हाथ ने भट से राजकन्या के केशों को जकड़ लिया और शिला से घिसकर 
तेज की गई तलवार उठाकर उसने उसका सिर काट देना चाहा, त्योंही में ने 
उसकी तलवार छीन ली श्रौर जटाजूट वाले उसके सिर को काट डाला | वहीं 
एक वक्ष के जीणं कोटर में मेने उस सिर को डाल दिया उसकी मृत्यु से किकर 
अ्रत्यन्त हषित हो गया । वह राक्षस था। उसने कहा : है आये ! इस अधम 
सिद्ध ने इतना कष्ट दिया था मुझे कि में सो तक नहीं सकता था। यह मुभे. 
सदा ही डराया-घधमकाया करता था। इसने मुझे से लिया था। श्रायें ने इस मंगल 
काये को करके श्रत्यंत सुंदर काम किया । यह नराधम नारकीय जीव यातना 
सहने को सूर्यसुत---यम की नगरी में चला गया इन वीर हाथों के कारण ! हे 
दयालु ! श्राज्ञा दें । देर क्‍यों करते हैं ? 

यह कहकर उसने मुझे नमस्कार किया । 

'मेंने कहा : सखे ! यही सज्जनों का मार्ग है कि वे तनिक-से श्रच्छे काम 
को महानतम मानते हैं । तुम ऐसा ही करते हो । इस राजकन्या को इसके घर 
ले जाझ्मो । यह दुबंह यौवन से भुकी लता-सी, दुःख सहन में भ्रसमर्थ इस सिद्ध 
के दिए क्लेश से श्रत्यंत व्याकुल हो गई है । इससे भ्रधिक संतोष की वस्तु मेरे 
लिए और क्या हांगी ? 

“राजकन्या ने यह सुनकर मुझे तिरछी श्रांखों से देखा । कानों तक चली 
गई थीं वे नीलकमल-सी आंखें । चंचल ताराधों-से, कामदेव के धनुष-सी कुटिल 
ढीयां! नृत्यशाला की नतेकी-सी नृत्य करने लगीं। गालों पर रक्त भलकता था 
मानो रोमांच हो भाया था। झनुराग और लज्जा दोनों छा गए। गोल नखों की 

ज्योति विकी्ण करती चरणों की उंगलियों से वह धरती को कुरेदती हुई मुख-. 


१. भोंदें 


सातवां उच्छु वास 7५ 


कमल भुकाए कनखी से मुझे; देख रही थी । 

“उसकी श्रांखों में आंसू थे, होंठ हिल रहे थे, मुख की गर्भ श्वास कुचों के 
चंदन को सुखा-सी रही थी | कामबाण-सी वह दांतों की चमक को भलकाती, 
कोकिल-स्वर से कह उठी--झाये ! इस दासी को काल के गाल से निकालकर, 
स्‍्नेह-भकोरों द्वारा उत्कंठा-तरंग उठाकर मुझे क्यों काम-समुद्र में धक्का दे रहे 
हैं? मे तो भ्रायं की चरणरज हूं। इस तुच्छ को दया चाहिए, मुझे चरणों की 
सेवा का कार्य दें। भ्रनन्य दासी बनूंगी। मेरे रनिवास में चलें। किसीको 
कानोंकान ज्ञात न होगा । निःशंक रहें। वहां तो केवल मेरी खास सखियां ही 
हैं । मुझे सदा श्रत्यंत स्नेह से देखती हैं वे । कोई न जान सकेगा । 
कनकलेखा से ग्रेम 

'कामदेव ने कान तक डोरो खींचकर धनुष भुकाकर मेरा हृदय सचमुच 
लक्ष्य करके शहर छोड़ दिया। राजकन्या के कटाक्ष ने लोहे की श्वृद्धला के समान 
मुझे जकड़ दिया। मैंने किकर से कहा : यह सघन जघना राजकन्या जो कहती 
है, वही मुझे करना होगा, श्रन्यथा कामदेव मुझे मार ही डालेगा । श्रतः इसी 
मृगनयनी के रनिवास में ले चलो । 

“किकर हमें शरदकालीन मेधों ज॑से श्वेत रनिवास में ले गया | कुछ देर 
तक मुझे एक जगह छोड़कर वह 'में झ्राती हूँ कहकर चली गई। श्रौर उस चंद्र- 
मुखी ने गहरी नींद में सोई कई सखियों को हाथ से हिलाकर जगाया श्रौर मेरे 
समाचार को सुनाकर उन्हें संग ले आई। उन्होंने मेरे चरणों से निज शीश छुला- 
कर विनय से गमस्कार किया । सुख के आंसू आंखों में आ गए । सिर के गहनों 
जैसे लगे हुए कुसुमों के मकरंदों की मिठास से गूंंजते अलिदल-सी वे मीठे स्वर 
से कहने लगीं : श्रायं ! हमारी सखी सूर्य जैसे तेजस्वी वीर से देखी गई है । 
इसीसे यम ने इसे नहीं ग्रहण किया क्‍योंकि ज॑से झ्राये सूर्य के सुत हें, वह यम 
स्वयं सूर्य का जाया है। अनुराग-प्रग्नि को साक्षी करके शक्तिशाली कामदेव ने 
इस राजकन्या को भाय॑ को ही दे दिया है। इस श्रेष्ठमरिं। जैसी कनकलेखा से 
सुमेर गिरि की श्रेष्ठ शिला ज॑से वक्षस्थल वाले शभ्राये का श्रृज्भार होना चाहिए । 
इस सुंदरी के सघन कुचों को निज वक्ष से लगाकर झाये ! गाढालिगन करिए। 

'धीरे-धीरे सखियां चली गईं झौर उसके भ्रालिगन में विसुध होकर मेंने उस 
कृशांगी से झ्ानंद से मुक्त रमण किया । द 


2५7९ दशकुमार चरित॑ 


'योंही कुछ दिन निकल गए । 
समुद्रतीर का विहार 

“विरहियों का हृदय-विदारक मधु की तृष्णा से व्याकुल अलिदलों से केसर 
को घिरा देने वाला, व्ंत श्रा गया । सुंदर वनस्थली नायिका-सी, ललाट में 
विलास से तिलकक्रुसुम धारण कर उठी । कामदेव राजा की स्वीकृति से करशिकार 
ने सुवर्ण का छत्र तान दिया । मलयाचल से आते काम की अ्रग्नि-उत्तेजक अ्रनिल ने 
ग्राम की मंजरियों को भुला दिया और अलिदल तथा को किल मधुर स्वर से ग्‌ं जने 
लगे । रक्‍्ताधरोष्ठी सुंदरियों को रतिसंग्राम की ओर खींचने वाला वह वसंत, 
शालीन कन्याग्रों के मन में अनुराग जगाकर उन्हें लज्जाहीनता की ओर ले चला। 
दर्दुर गिरि के चंदन तरुग्रों को छूकर आते शीतल अभ्रनिल जैसे झ्राचार्य ने लताओं 
को नृत्य सिखाना शुरू कर दिया । 

ऐसे समय में कलिगराज स्त्रियों के साथ, बेटी और नगरवासियों को लेकर 
समुद्रतीर के विहारोद्यान में चले गए। समुद्रतीर की रेतीली धरती को लताश्रों 
की छाया ने ढंक दिया था। अश्रलिदल गूंजते डोलते थे । चंचल लहरों की जल- 
करिकाएं अनिल को गीला-सा कर देती थीं और तीर को शीतल कर-कर जाती 
थीं । वहां निरंतर संगीत में लोग भूमने लगे । हज़ारों स्त्रियां निधुवन लीला से 
अ्ररुक कामवेग में चंचल होकर हर्ष भर अनुराग से व्याकुल-सी सुरत की इच्छा 
से गमकने लगी थीं । 
सबका बन्दी होना 

अचानक ही आंध्र देश का नरेश जयसिंह नौसेना लेकर आ गया और शी क्र 
ही उसने विहारोद्यान में राजा को स्त्रियों सहित घेर लिया और वह मेरी चंचल 
'नयनी हृदयेश्वरी कनकलेखा को सखियों के साथ ही छीन ले गया । 

'मैं कामाग्नि के दाह से धधक उठा। क्षुधा-तृष्णा विस्मृत हो गईं और में 
उसीकी चिता में लीन हो गया । मेरी कान्ति क्षीण हो गई । मैं सोचने लगा : 
वह मेरी जीवनाधार ही शत्रु के हाथों जननी-जनक समेत चली गई। श्रांध्रराज 
अवश्य उसे वश्ष में लाने का प्रयत्न करेगा । राजकन्या यह जानकर विष खाकर 
जीवन का अवश्य अंत कर देगी। ऐसे समय में मेरा क्या होगा ? कामदेव तो 
मुझे मार ही डालेगा । कसी घोर समस्या श्रा गई है ! 

मुझे उन्हों दिनों आंध्र देश का एक द्विज (ब्राह्मण) दिखाई दिया। उसने 


सातवां उच्छवास परे 


सुनाया : हालांकि राजा जयसिह तो कलिंगराज को श्रनेक यातनाएं देकर उसका 
मान हरण करके मारना चाहता था, कितु कनकलेखा को देखकर उसका मन 
झौर ही हो गया। उसने इस समय तक तो कलिंगराज को मारा नहीं है। उस 

कन्या को किसी यक्ष ने घेर लिया है, भ्रतः वह किसी मर्द के सामने नहीं श्राती । 
श्रांध्रराज भ्रनेक तांत्रिकों श्रोर मांत्रिकों को लगाकर यक्ष को दूर करना चाहता 
है । उसे इस समय तक सिद्धि नहीं मिली है। 

'मुक्े रास्ता सूक गया। मेंने शंकर के तांडवस्थल--श्मशान में उगे एक 
जीर्ण वृक्ष के तने के कोटर से जटाजाल को निकाल लिया श्रौर सिर पर धारण 
करके, जी वस्त्र धारण कर लिए। मेंने कुछ श्रद्धालु भी एकन्र कर लिए। 
तदनंतर विचित्र चमत्कार दिखाता, दर्शकों को मुग्ध करता, उनके श्रन्न-वस्त्र 
इकट्ठे करके उनको श्रद्धालुओों में ही बांटकर, उन्हें संतुष्ट करता हुआ में झ्रां श्न- 
देश गया । 
मन्त्रगुपत का सिद्ध बनना 

“नगर के निकट, समुद्र जैसा ही, कलहंसों से विदलित कमल के भूुंडों से 
गिरे किजलल्‍क से चित्रित एक सरोवर था। सारसों के दल सिर के अलंकार जैसे 
लगते थे। उसीके किनारे एक उद्यान में मेंने एक कुटी खड़ी की और श्रद्धालुश्रों 
के साथ वहीं रहने लगा | श्रद्धालुम्रों ने नगरवासियों को मेरी आइचयेंजनक 
सिद्धियों की कथाएं सुनाकर मेरी शोर श्राकषित कर दिया । में तो ठगने में चतुर 
ठहरा । शीघक्र ही मेरा यश हर दिशा में सुनाई देने लगा। लोग कहते : यह यति 
जो जीण वनस्थलोी में सरोवर के किनारे कुशासनस्थ है, उसकी जिह्ना तो षडज्भ 
बेद तथा समस्त श्ञास्त्रों का भ्राधार-सी है। वह तो शास्त्रों का श्रर्थ यों ही सिखा 
सकता है। भूठ उसमें तनिक नहीं, करुणा का वह कोष है। जो दीक्षा यह देगा 
वह सिद्धि ही होगी। इसकी चरणु-रज को सिर से लगाकर कई तो व्याधियों से 
ठीक हो गए । दिमाग सही न हो तो यों ही ठीक कर देती है इसकी चरण- 
घूलि। भरे उन रोगियों का इलाज तो नामी-गिरामी चिकित्सक तक नहीं कर 
सके थे ! दुष्ट ग्रह, यक्ष, पिशाच, घोर राक्षस, कुछ ही क्‍यों न चढ़ा हो; कैसे 


१. संभवतः सिद्ध के जटाजाल से मतलब है, श्रन्यथा लेखक ने उसका सिर पेढ़ के 
खोंखलों में तब नहीं डलवाया होता ! 


५9 दशकुमारचरित 


ही यशस्वी तांच्रिक-मांत्रिक, वद्यऔर श्रोफा तक जिनको हटाकर रोगी को ठीक 
नहीं कर सके हों, इसके तो चरणों को धोकर वह जल है न ? वही रोगी को 
ठीक कर देता है। इसकी कितनी शक्ति है, कौन जान सकता है ? इसमें गब तो 
लेशमात्र नहीं दिखता । 

'यों मेरी यशगाथा श्रंत में राजा जयसिह तक जाकर जब गूंजने लगी। तब 
वह भी वहा में हुआ क्योंकि उसे तो कनकलेखा को यक्ष से मुक्त करवाना था। 
नित्य प्रचुर धन से मेरी अचना करके मेरे श्रद्धालु शिष्यों का मन उसने जीत 
लिया और एक दिन मौका देखकर उसने स्वार्थ की सिद्धि के लिए धीरे से मुझ- 
से निवेदन किया। मेने समाधि लगाकर, ध्यान को एकत्र करके राजा को देख- 
कर कहा : हे तात ! यह कार्य तुम्हारे योग्य ही है। उस कन्या को अवश्य 
वश में करो क्योंकि वह हर मांगलिक कार्य की निधि के समान है । उसे जीतना 
वसा ही श्रेष्ठ कार्य है जैसे क्षीर समुद्र की करधनी, और गंगा तथा सहस्रों 
नदियों की माला धारण करने वाली वसुन्धरा को कोई जीतकर हासिल कर ले। 
जो इसे रखेगा वही आसमुद्र वसुधा का राज्य करेगा । किन्तु वह उसका यक्ष 
कन्या के चंचल नीलकमल-से नयन किसी मंत्रज्ञ को दिखाना सहन नहीं करता । 
तीन दिन भौर इन्तज़ार करो । में इस समय कोई राह निकाल लूंगा। 

'राजा जयसिंह यह सुनकर हित होकर चला गया । मैंने देखा रातें अंधेरी 
थीं। गहनांधकार से दिशाएं ढंक गईं, निद्रा से समस्त प्राणियों की शआांखें मुंद 
चलीं। में कुटी से निकला श्र सरोवर के एक श्रोर जल के अन्दर उतर गया । 
तदनन्तर मैंने भ्रत्यन्त कठिनाई से एक कुदाली से ऐसी सुरंग खोदी जिसका एक मुख 
जल में था, श्रौर दूसरा घाट से दूर था । बाह्य ग़ुहाद्वार को मैंने विशाल शिलाशों 
झौर ईंटों से ऐसा ढंक दिया कि देखने वाले को किसी तरह का संदेह या शंका 
न हो । उषाकाल में स्नान करके, में शुद्ध हो गया । झ्राकाश में अंधकार-महा- 
गज के कुंभस्थल को विदीर्ण करके नक्षत्रों जैसे मोतियों को निकालने वाले सूर्य- 
सिंह का दहन हुआ । वह सुमेरु गिरि के शिखरमंच का नतंक-सा लगता था। 
प्राकाश जैसे एक महासागर था और मेघ तरंगों जैसे थे । इनमें से निकलता 
सूर्य एक चमकीले नाके जैसा दिख रहा था। उदय-दिशा में ललाई छा गई मानो 
वह एक स्त्री थी, जिसे देखकर सूर्य भ्रासकत हो गया था और वह शर्मा गई 
थी । मेरी हथेलियां खुदाई से लाल हो गई थीं । मैंने उस सूर्य को अभ्रंजलि दी 


सातवां उच्छवास प्‌ 


और कुटी में चला गया । इसी तरह तीन दिन में सुरंग तैयार हो गई । 

'ग्रस्ताचल के शिखर चढ़ा गेरू के रंग जैसा सूर्य भ्रस्त होने को श्रा गया। 
उसकी चमक से संध्या उतर आई । मानो शिव के दशरीर-सा था वह श्राकाश 
भौर संध्यासुन्दरी उसकी देह में श्रवतीर्ण हो रही थी । उसके चंदन लगे हुए 
एक स्तन कलश-सा सूर्य उतर चला । मेरे चरण-नख की चमक को राजा जय- 
सिंह के मुकुट ने उस समय ढंक दिया। वह हाथ जोड़कर मेरी ओर देखने 
लगा । 

'मैने कहा : देव कहता है सिद्धि होगी । अनुद्योगी को लक्ष्मी नहीं मिलती । 
उद्योगी को ही मिलती है । तुमने सदाचार से, श्रकलंक शुद्ध चेतना से मेरी सेवा 
की है । मैंने इस सरोवर को ऐसा सुसंस्क्ृत कर दिया है कि इसीसे तुम्हें सिद्धि 
मिल जाएगी। श्राधी रात को इसमें घुसना । सांस रोककर जल के नीचे की 
धरती तक चले जांग्रो । वहां लेट जाना श्रौर तुम्हें किनारे के जल से ढंके कमल- 
नाल हिलते हुए लगेंगे, जिनके महीन कांटों से छिदकर राजहंस डर जाएंगे । 
तुम्हें हल्की आवाज़ सुनाई देगी । तदनन्तर शांति का राज्य छा जाएगा और जल 
में से एक गीले शरीर तथा लाल आंखों वाला आदमी निकलेगा । उस सुन्दर 
व्यक्ति को देखकर श्रांखें ठंडी हो जाएंगी । कन्या का यक्ष उसे देखकर तुरन्त 
निकल जाएगा। शनुराग की शृद्धुलाएं उस राजकन्या को जकड़ लेंगी और 
उसका चित्त तुममें ऐसा रम जाएगा कि क्षणामात्र तुम्हें न देखेगी तो व्याकुल 
हो उठेगी । इस वसुधा-सुन्दरी को तुम उसीके समान श्यर्द्धाड्रिनी जैसी देखोगे । 
धरती के शत्रु दूर होंगे और चक्रवरतित्व मिलिगा । यदि ऐसा करना चाहो तो 
विद्वान शास्त्र जानने वालों से सलाह कर लो । तब धीवरों को इकट्ठा करके, 
स्वजनों की देख-रेख में जल के श्रन्दर श्रच्छी तरह जांच करवा लो और सरोवर 
के किनारे से एक सौ उन्‍नीस और एक हाथ की दूरी देखकर सैनिकों को साव- 
धान खड़ा करके तुम जल में उतर. जाञ्रो । कौन जानता है शत्रु कहां है ? शत्रु 
तो छेदों में से घुस जाते हैं । 

'राजा का मन खिल गया । राजा के किसी सलाहकार ने विरोध नहीं 
किया क्‍योंकि सब जानते थे राजा उस राजकन्या पर गअत्यन्त आझ्रासक्त है। वे 
सरोवर की जांच करते तो कैसे करते ? जिस समय मैंने देखा कि राजा तो जल 
में घुसेगा ही, वह तुल ही गया है, उस समय मेंने कहा : राजन्‌ ! तुम्हारे नगर 


?५६ दशकुमारचरित 


में में इतने दिन रह लिया | संनन्‍्यासी तो चलता रहे यही ठीक है । जल से निक- 
लोगे न ? उस समय मैं चला गया होऊंगा । तुम्हारे राष्ट्र में भ्रन्त खाया है, सो 
तुम्हारा मैंने काम कर दिया । तुम घर जाओ्रो। राजा के उचित सुग्ंधित जल 
से स्नान करो। श्वेत माला, चन्दन आदि धारण करो । सामर्थ्यं के श्रनुसार 
दान देना । द्विजों का सम्मान करना। तिल के तेल से बस्त्र खण्डों को गीला 
करके हजारों मशालें जलवा लेना श्रौर उजाला करवा के जल में उतरना । 

'राजा ने कछृतज्ञता से कहा : यह कया मिला मुझे ! मिला न मिला एक 
हो गया । यतिराज ही चले जाएंगे ? घोर कष्ट का संवाद है। में तो श्रकेला 
रह जाऊंगा । क्‍या करूं ? गुरु की झ्राज्ञा ! मान नहीं तो क्‍या करूं ? 
जयसिंह का वध 

वह नहाने घर चला गया। मैं श्राधी रात के अंधेरे में कुटी से निकलकर 
सुरंग के द्वार तक गया झौर इधर-उधर टोह लेकर उसमें घुसकर, छोटे छेद में 
कान लगाकर राह देखने लगा । राजा ने श्राकर जगह-जगह सेवक खड़े किए 
झौर अनेक धीवरों से सरोवर के कांटे निकलवा डाले। तदनन्तर मजे से जल में 
उतर गया । उसने केश खो लकर, नाक-मूंदकर हाथी की तरह जल में शयन किया । 
मेंने मगर की तरह उसका कन्धा ग्रहण कर लिया ओर कठोर यमदण्ड की-सी 
जकड़ दे-देकर उसे जल के अ्रन्दर ही गला घोंटकर मार डाला । उसे खींचकर 
मैंने सुरंग में रख दिया भ्रौर जल में से निकल आया । 

'बहां जो लोग थे वे शकल के कुछ के कुछ हो जाने से श्राइचर्य में खड़े रह 
गए । हाथी की सवारी करता हुआ में राजछत्र लगवाए, समस्त राजचिक्नों से 
घिरा हुआ राजमार्ग से चला । घोर शक्तिशाली दण्डधारी सेवकगरा डण्डे मार- 
कर लोगों को डराकर रास्ता खाली कराते जाते थे। कनकलेखा की याद ने 
रात में मुझे सोने नहीं दिया । उषा भागई । दिशा-गजों के माथे जैसे उस समय 
लाख के रस से रंग गए। इन्द्र की दिद्या' स्त्रियों के मुख देखने के मरिगजटित 
कांच-सी दमक उठी और सूर्य निकल श्राया । मैं नित्यक्रिया से निवृत्त होकर, 
रत्नों की किरणों से जगमगाता हुझा राजा के श्रेष्ठ सिहासन पर चढ़ा । 

'मेरे निकटस्थ श्रनुचर श्र सहायक कुछ डरे हुए थे। उन्होंने यथानियम 


अीनलननननननाजगण गा कक 


१. पूव दिशा 


सातवां उच्छवास ५७ 


झ्राचरण किए। मेंने उनसे कहा: ऋषियों की शक्ति को देखो । वह जो' इन्द्रि- 
यजित यति था, उसने भ्रपनी शक्ति से सरोवर को कैसा सुसंस्कृत कर दिया कि 
मेरा शरीर कमल-दलों से कहीं भ्रधिक सुन्दर हो गया । वहां श्रलिदल गुंजते हैं, 
कसा सुन्दर सरोवर था वह मेरे लिए ! श्राज समस्त नास्तिकों के शीश कुक 
गए हैं । भ्रतः महादेव, विष्णु और विधाता के ही नहीं, समस्त देव मंदिरों में 
श्रद्धासहित नृत्य-गीत, श्राराधना-अ्रचेना कराश्ो । दरिद्रों का दुःख मिटाने को 
राजमहल से दान दिया जाए । 

“जय जगदीश---जय जगदीश की झावाजें निकलने लगीं | श्रचरज तो था 
ही, श्रानन्द मिलकर उसे बढ़ाने लगा । देव ने शौर्य से दसों दिशाओ्रों को ढक 
दिया है ।--ऐसे वाक्य सुनाई देने लगे--पुराने राजाशोों की याद तक न रहेगी। 
इत्यादि । 

अर्चना हो गई। उस समय कनकलेखा की एक सखी शशांकसेना वहां 
झ्राई । मैंने उससे एकांत में कहा : कहीं मुझे तूने देखा है ? 
मिलन 

“वह श्रत्यन्त हषित हो उठी । कुछ समय तक देखती ही रह गई | उसके 
दांत आनन्द से चमक उठे । होंठ को अंग्रुली से ऐसे ढका उसने, ज॑ंसे किसलय 
को किसलय ने छू लिया । श्रांखों में सुख के भ्रांस्‌ श्रा गए कि काजर चू आया । 
हाथ जोड़कर कहने लगी : देव की याद कैसे न रहेगी मुझे ? यह सब कोई 
छलावा तो नहीं ? कसे हुप्ना यह ? 

अनुराग ने मुझे हरा दिया । मैंने सारी घटना उसे समभा दी, उसने राज- 
कन्या से जा कही । उसके अनन्तर मेंने भ्रत्यन्त श्रादर से कनकलेखा से विवाह 
किया और श्रांध्र श्रौर कलिंग दोनों का राज्य मुझे मिल गया। उसी समय 
अ्रद्भराज ने सहायता के लिए निमंत्रित किया और मुझे सेना सहित यहां भ्ाते 
ही राजाधिराजनन्दन के दर्शन हो गए । यहां जो सुख मिला है, उसका में क्‍या 
वर्णन करू ?! । 

मंत्रग्रप्त की कहानी सुनकर मित्रों में मुस्कान फल गईं। राजवाहन ने 
: झपनी मुस्कान की चांदनी-सी फैलाकर मंत्रग्रप्त का भ्रभिवादन किया श्रोर 
कहा : 'वाह ! महाम्‌नि ! क्‍या चरित्र है भ्रापका। बड़-बड़े तपों का फल 
झापने तो इसी जनम में पा लिया । खेर ! मजाक छोड़ो । श्रापका बुद्धिबल 


रपट दशकुमारचरित 


खूब रहा ।* | 
यह कहकर अपने कमल जंसे नयनों को देव राजवाहन ने नाना क्षास्त्रों में 
निपुण विश्रुत की ओर घुमाया और कहा : 'अभ्रब तुम सुनाझो ।' 


आठवां एच्छवास 


विश्रत का श्रपनी श्रापत्रीती सुनाना 


विश्रत का वन में घूमना 

विश्वत कहने लगा : देव ! में विध्याटवी में घम रहा था कि मैंने एक कुएं 
के पास एक आ्राठ वर्ष के बालक को देखा। वह किसी अ्रच्छे धर का सुकुमार, 
भूखा-प्यासा था । मुझे देखकर भयभीत-सा, गदगद-सा बोला : महाभाग ! में 
इस समय क्लेश में हूं । मेरी सहायता करिए । मुझे बहुत जोर की प्यास लग 
रही थी, इसीसे कुएं पर साथी के साथ आया था, पर इसमें वह मेरा बुड्ढा 
साथी गिर गया है। मुभमें उसे निकालने की शक्ति नहीं है। श्राप ही इसे 
बचाइए । 
ब॒द्ध को कुएं से निकालना 

मेंने कुछ लताझ्रों की मदद से वृद्ध को कुएं से निकालकर बांस की नली 
से' लड़के की प्यास बुभाई । फिर पत्थरों और बाण से मेंने एक बड़हल के पेड़ 
से पांच-छः फल गिराए और उन्हें खिलाए । तब पेड़ की छाया में बेठकर मेंने 
बूढ़े से पूछा : तात ! यह बालक कौन है ? आप कौन हैं ? इस मुसीबत में 
* कंसे गिर गए ? 
वद्ध की कथा 

बुद्ध की श्रांखों में श्रांस भर आए । उसने रूंबे हुए स्वर से कहना शुरू 
किया ेल्‍ 
आदश राजा का वन 

'ममहाभाग ! सुनिए ! विद देश में भोजवंश-भूषण, धम्म के श्रंशावतार 
सरीखे, महाबली, सत्यवादी, दानी, विनयशील, प्रजाशासक, सेवकों के पालक, 
यशस्वी, उन्‍नतिशील, तन-मन से प्रजा की उन्नति में तत्पर, श्ास्त्र-प्रमाण मानने 


१, पानी में डालकर मुह लगाकर पानी ऊपर खींचकर 


7६० दशकुमारचरित 


वाले, पण्डितों का आदर करते हुए, सेवकों का प्रभाव बढ़ाने वाले, बंघुजन- 
सहायक, शत्रुदमनका री, पुण्यवर्मा नामक राजा थे । वे कभी बेमतलब की बातों 
पर ध्यान नहीं देते थे । ग्रुणों को ग्रहण करने में. कभी उनकी तृप्ति नहीं होती 
थी। वे सवेकला निपुण, धर्मार्थसंग्रह में सदैव प्रयत्तशील, तनिक से उपकार 
का भरपूर प्रत्युपकाररत, कोष और वाहनों पर सदा सावधान, और शभ्रधिका- 
रियों की भ्रुप्तरूप से परीक्षा लेने में तत्पर, कार्यकुशलता से लोगों का सम्मान 
करके उन्हें श्राथिक सहायता देने में सतत लीन, देवी और मानुषी विपत्तियों में 
प्रतिकार को उद्यत, संधि, विग्रह, यान, श्रासन, द्धीभाव, और आश्रय इन-इन 
गुणों का यथोचित उपयोग करने में समुद्यत, मनु के बताए चातुवण्यं को स्थापित 
रखने में सदंव करमंण्य रहते थे । उन्होंने पुरुष की पूरी श्रायु प्राप्त की और तब 
प्रजा के पापों से ही मानो वह धरती छोड़ गए और स्व में रहने लगे। उन- 
का ही ज॑सां अनन्तवर्मा उनका पुत्र था। यद्यपि वह सर्वग्रुणसम्पन्न था, पर 
उसके 'दण्ड' (राजदण्ड--शक्ति और न्याय) का लोग भ्रादर नहीं करते थे । 
एक दिन उसके पिता के समय के बड़े सम्मानित वृद्ध मंत्री ने उसे एकांत में 
बुलाकर कहा : 
मन्त्री को सलाह 

'तात ! आप अपने कुल के अनुरूप ही सर्वग्रणसम्पन्न हैं । प्रखर बुद्धि, 
और नृत्य-गीत, चित्र-काव्य कला में भ्रन्यों से पटु हैं, परन्तु भ्र्थशास्त्र में श्राप- 
की बुद्धि उतनी नहीं चलती । बिना झाग में तपे सोने का-सा हाल होता है उस 
बुद्धि का। ऐसा राजा कितना हो बड़ा क्‍यों न हो, शत्रु भीतर ही भीतर उसे 
खोखला कर डालते हैं । ऊपर से कुछ पता नहीं चल पाता । जो राज्य पदानुकूल 
नहीं रहता वह एक न एक दिन अपने या पराये शत्रु से अन्त में भ्रवश्य हार 
जाता है। तब उसका प्रपमान होता है श्लौर फिर उसकी आज्ञा को कोई नहीं 
पूछता । तब वह प्रजा की कुशलता भी नहीं देख पाता । प्रजा राजाज्ञा का 
उल्लंघन करती है और मर्यादाहीन होकर अपने स्वामी का लोक-परलोक नष्ट 
कर डालती है। श्षास्त्र-दीप के आलोक में नियत मार्ग पर चलने में जीवन सुख 
से बीतता है। शास्त्र दिव्य दृष्टि की भांति हैं जो प्रतीत, वर्तमान भौर भविष्य 
ही नहीं, भ्नदेखे को भी देखती है। वह निर्बाध है । जिसके पास वह दिव्य दृष्टि 
नहीं वह नयन लेकर भी अ्ंधा ही है क्‍योंकि वह नहीं जानता कि उसे क्‍या 


आठवां उच्छवास क: 


करना चाहिए, क्‍या नहीं, इसलिए श्रब आप दण्डनीति की ही दक्षता प्राप्त कर 
लीजिए। बस सारी सिद्धियां आपको स्वयं मिल जाएंगी । कभी फिर शासन 
में भूल भी नहीं होगी । आप चिरकाल तक समुद्र-मेखला-धरित्री का फिर चैन 
से शासन करिए । 

अनन्तवर्मा ने कहा : यह ठीक है । में ऐसा ही करूंगा । 
विहारभद्र की बुरी सलाह, सामन्तीय दुर्व्यसन 

वह यह कह अंतःपुर में गया श्रौर उसने ऐसे ही बातों में स्त्रियों के बीच 
मंत्री की बात की भी चर्चा कर दी | भ्रनंतवर्मा के एक सेवक विहारभद्व ने इसे 
वहीं बंठे रहने के कारण सुन लिया । वह भ्ौौरों की बात भांपने में चतुर था । 
राजा का कृपापात्र था। वह नृत्य-गीत-बाँद्य-विद्याकुशल, वेश्यागामी, मुंहफट, 
व्यंग्य कहने में चतुर, सद॑व श्रन्यों के गुप्त भेद जानने में तत्पर, परनिदारत, 
चुगलखोर था। मंत्रियों से भी घूस लेता था। दुष्टों का ग्रुरु और कामतंत्र- 
कर्णधार था। उसने ये बातें सुनकर मुस्काते हुए कहा : 
राजा का कठिन जीवन 

देव ! भाग्य से यदि कोई धनवान हो जाता है तो ऊंची-नीची बातें सम- 
भाकर धू्त लोग उसका दिमाग खराब करके श्रपना उल्लू सीधा करते हैं। 
कोई-कोई तो ऐसा धू्त होता है कि जहां कोई सीधा-सादा श्रादमी मिला उसे 
बातों के चक्कर में डालकर वह-वह पुल बांधते हैं कि उसका सिर मृंडवा कर, 
मृगचर्म की कोपीन पहनवाकर उसे कई-कई दिन भूखा मारते हैं। और उस- 
का सब कुछ डकार जाते हैं। उनसे भी बड़े धूतत वे हैं जो उसे उसकी स्त्री 
भौर बच्चों से ऐसे दूर कराते हैं जैसे शरीर से जीवन | जो कोई ऐसे ग्रुरुझरों 
से बचता है तो नये धूतें श्राके कहते हैं: में एक कौड़ी से लाखों बना डाल, 
बिता शस्त्र उठाए धान्रु का नाह कर दूं। एक देह धारण करने वाले किसी- 
को भी मैं सारे मनुष्यों पर चक्रवर्ती सम्राट बना दूं । पर होगा यह सब तभी 
जब कोई मेरे बताए मार्ग पर चले !--झभर जो कोई उनके चक्कर में भरा गया, 
और पूछ बैठा : कौन-सा है वह रास्ता ?--तो वे कहेंगे : चार तरह की राज्य- 
विद्याएं होती हैं । त्रयी, वार्ता, झान्वीक्षिकी भ्ौर दण्डनीति' । पहली तीन कठिन 

| है भयी : ऋक, यज और सामवेद; वार्ता : खेती वर्ग रह के काम; भन्वीक्षिकी : 

तकशास्त्र 


74२ दशकुमारचरित 


हैं, और फल भी उनका है साधारण ही, इसलिए उनका क्‍या करना है। बस 
दण्डनीति पढ़ो । आचाये विष्णुग्रप्त (चाणक्य) ने चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए उसे 
केवल ६ हजार इ्लोकों में लिख दिया है । बस, वह पढ़ो और उसीके अनुसार 
चलो । जो चाहोगे, वही हो जाएगा ।---श्रब लगा “शिष्य अच्छी बात है, कह- 
कर पढ़ने । और दण्डनीति पढ़ते-पढ़ते आ गया बुढ़ापा, पर पल्‍ले पड़ा कुछ 
नहीं । जो वह घबराया तो धूर्त की सलाह है : एक शास्त्र का दूसरे शास्त्र 
से संबंध है । उसे पढ़े बिना क्या कोई दण्डनीति समभ सकता है ?7--श्ौर जो 
मगज़पच्ची के बाद थोड़ी-बहुत वह समभ में भी श्राई तो फिर उस श्ञास्त्र का 
पहला उपदेश है कि पुत्र श्लौर स्त्री पर विश्वास मत करो। इतने चावल से 
एक श्रादमी का पेट भर सकता है। इतने को पकाने को इतना ईंधन काफी 
है । इसलिए नाप-तोल कर इतना ही चावल और इंधन रसोइये को देना 
चाहिए । राजा सोकर उठते ही, हाथ-मुंह धोए या नहीं, मुद्ठी-आ्रधी मुट्ठी श्रन्‍्न 
पेट में डालकर सूर्योदय के साथ ही उस दिन की सब आय और ख्े समभः 
डाले । ऐसे मूर्ख राजा जमा-खर्च ही समभते रह जाते हैं श्रौर उनके चालाक 
प्रधिकारी दुगनी रकम खा जाते हैं । चाणक्य ने दूसरों का धन हड़पने की चार 
तरकीबें बताई हैं, पर वे ग्रुरु लोग श्रपनी श्रकल से हज़ार रास्ते ढूंढ निकालते 
हैं। इपके भ्रलावा इधर-उधर की लगाने वालों की आपस की होड़ में बड़ी 
चुगलियां करने वालों की गंदी बातें सुन-सुतकर सीघे-सादे राजा के कान पक 
जाते हैं । उसको तो जीना दूभर हो जाता है। दूसरे, फिर वे धूतं भूठे भगड़े 
खड़े करते हैं । हार की बातें बकते तरह-तरह की बदनामियों के काम करते 
हैं भ्रौर मालिक को मूर्ख बनाकर श्रपनी जेबें भरते है, मालिक का नाम बिगाड़ते 
हैं । तीसरे, इतना व्यस्त रहता है राजा कि उस बिचारे को नहाने-खाने का 
समय नहीं मिलता। खाता है तो पच नहीं पाता, बस यही डर लगा रहता है 
कि किसीने जहर न दे दिया हो ! चौथे, धन जमा करने की चिंता में सबेरे 
ही उठकर बंठता है कि सो भी नहीं पाता । पांचवें, सलाह-मशविरे की चिंता 
से सदा ही घबराहट बनी रहती है। फिर भी मंत्री लोग मध्यस्थ बनकर दूतों 
और गुप्तचरों की अनेक ग्रुण-दोष, शक्ति-अ्रशक्ति निकालते रहते. हैं । देश-काल 
की हालत में मनमाने परिवर्तत करके अपना झौर श्रपने मित्रों का काम बनाते 
हैं। ज रा-ज रा-सी झोछी बातें सुनाकर राजा को ग्रुस्सैल बना देते हें भौर वैसे 


आठवां उच्छवास 24 


ऊपर-ऊपर से उसका ग्रुस्सा ठंडा करने में लगे हुए उसे मुट्ठी में कर लेते हैं । 
छठे, बात तो यह है कि श्रपने मन की करनी, या सलाहों से बंधी करनी हो, 
तो इनमें से एक ही हो सकती है। धूत॑ मंत्री अपने मन की करने को दो-तीन 
घड़ी से अधिक समय ही नहीं देते। सातवें, हमेशा भ्रपनी सेना पर निगाह 
गड़ाए रहना पड़ता है । श्राठवें, उसे सेनापति से मित्रता बनाए रखना पड़ता है, 
बल बढ़ाने की चालें सोचनी पड़ती हैं । शाम को संध्यावंदन करके उसे रात 
के पहले पहर में ग्रुप्तचरों पर श्रांख रखनी पड़ती है। फिर धातकों, श्राग लगाने 
वालों, विष देने वालों की चालों को वह काटने में लगा रहे । श्राठवें, खाना 
खाकर उठे कि वेदपाठी ब्राह्मणों से शास्त्र लेकर पढ़े ! तुरही के शोरग्ुल में 
शायद चार-पांच घड़ी सोने को मिलता होगा । जिसको इतनी चिता और हाय- 
हाय हो वह विचारा सो भी क्या पाता है ? सोकर उठा कि फिर शास्त्र और 
फिर काये । मंत्रियों से सलाह करके दूत भेजो | दूत दुरंगी मिठासवाली बातें 
करके धन सीधा करते हैं। किसीका महसूल माफ़ कराया तो उसी वस्तु का 
व्यापार करके घर भर लिया। ज़रूरत किसी चीज़ की नहीं, पर ज़रा-जरा 
सी बातों को बढ़ा-चढ़ाकर क्या तूल बांधते हैं ! रोज़ नई समस्या पंदा करते 
हैं। फिर पुरोहित आकर कहेगा : आज मेंने बुरा सपना देखा। आ्रापके ग्रह 
खराब पड़े हैं । शकुन ठीक नहीं । यज्ञ कराके ग्रनिष्ट शांति कराइए। यज्ञ के 
काम के सब बतेन सोने के हों, तभी जल्दी सिद्धि मिलेगी। ब्राह्मण ब्रह्म के 
रूप हैं । वे आपकी कल्याण कामना करेंगे तो शीघ्र कल्याण होगा। बेचारे 
गरीबी का कष्ट सह रहे हैं । बहुत बाल-बच्चे हैं उनके, पर यज्ञ रोज़ करते 
हैं तभी बड़े तेजस्वी हैं । किसीसे प्रतिग्रह नहीं लेते । जो इनकी पुजा करते हैं, 
उन्हें स्वर्ग मिल जाता है मरने पर । आयु बढ़ती है, अरिष्ट मिटता है | --इस 
तरह वे ब्राह्म यों की प्रशंसा करके उन्हें खूब दान दिला देते हैं श्नौर पीछे उनसे 
लेकर गड़प कर जाते हैं ! यों रात-दिन, न चेन न आराम, दुगनी मेहनत, 
सारी दुनिया की भलाई-बुराई का बोफ ढोने वाला नीति-ज्ञान विहीन आदमी 
चक्रवर्ती तो क्‍या होगां, वह अ्रपने राज्य की भी रक्षा नहीं कर सकेगा । मंत्री 
इत्यादि धू्ते सेवक जो शास्त्र-शास्त्र कहते हैं, दिखावे को थोड़ा-बहुत राज्य का 
लाभ करा देते हैं, राजा के सम्मान का दिखावा करके चिकनी-चुपड़ी बातें करते 
हैं, यह उस बिचारे को ठगने का ही चोंचला होता है। उनपर क्या भरोसा 


269 दशकुमारचरित 


किया जा सकता है ? औझोर जहां भरोसा नहीं, वहां गरीबी आकर रहेगी । 
जितनी नीति ज़रूरी है, उतनी तो दुनियादारी में अपने श्राप भ्रा जाती है। उस- 
के लिए शास्त्र की क्‍या जरूरत है ? बच्चे को क्या कोई मां का दूध पीना 
सिखाता है ? वह कितना ही दुःखी क्‍यों न रहे, भ्रपने शरीर को सुख देने का 
रास्ता तो निकाल ही लेता है । 

जो कहते हेंन कि इन्द्रिय वश करो, काम-क्रोध को त्यागो, भ्रपने-परायों को 
साम-दाम से काम में लाओ, हमेशा सन्धि-विग्रह की सोचते रहो, ज़रा भी आनंद 
की बातें न करो--वे ही मन्त्री बग्ुुला-भगत-से, चोरी के धन से वेश्याश्रों का 
घर भरकर सुख लूटते हैं : कौन हैं ये बिचारे ? वसे बड़े मन्त्रककंश, तन्त्रकर्तार 
बने रहते हैं । शुक्र, झआाज़िरस, विशालाक्षि, बाहुदन्तिपुत्र और पराशर जो इनमें 
मुख्य हैं, इन्होंने काम-क्रोधादि छः छ्षत्रु कया जीत लिए थे ? क्‍या वे शास्त्रीय 
मार्ग पर चलते थे ? उन्होंने प्रारब्ध में सिद्धि-पसिद्धि पहले से क्या कभी जान 
ली थी ? इन पढ़े-लिखे धूर्तों ने बहुत-से श्रनपढ़ों को अपना चेला बना डाला 
है। क्‍या यह झापको ठीक लगता है कि सारे संसार में वंदनीय जाति, सुन्दर 
देह, यह भ्रपार सम्पत्ति, यह सब उन अविश्वसनीय मंत्रियों के बहकावे में श्राकर 
छोड़ दिए जाएं ? बस श्रपने-पराये राष्ट्र की चिता में सब सुख छोड़कर जीवन 
बिताया जाए ! ऐसा मत करिए, यह व्यर्थ है। श्रापके पास दस हज़ार हाथी 
हैं, तीन लाख घोड़े हैं, पैदल सेना अ्रसंख्य है । हेम-रत्नों से कोश भरे हैं । सारा 
जीव लोक श्रापकी छाया में बंठकर खाए तो आपका कोश कभी नहीं चुक 
सकेगा । हर आदमी का जीवन चार दिन का है। उनमें भी जवानी, जो मौज 
का समय है, बहुत कम होती है । वे मूर्ख तो जन्म लेते ही मर जाया करते हैं 
जो प्रपती कमाई में से कुछ भोगते ही नहीं । क्या कहुं ? राज्य-भार उन खास 
मित्रों पर छोड़िए जो भ्रापके प्रति श्रद्धा रखकर उसे चला सकें । फिर अप्सराश्रों 
जैसी भ्रन्तः:पुर की सुन्दरियों के साथ विहार करते हुए, पान गोष्ठी' में गीतवायय 
सुनते हुए, ऋतुओं के अनुकूल सुख पाते हुए जीवन का झानंद लूटिए । 

'यह्‌ कहकर हाथ जोड़कर पांचों श्रंगों से धरती को छूता हुआ वह विहार- 
भद्ठ लेट गया । उसकी बातें सुनकर श्रन्त:पुर की स्त्रियों के लोचन प्रीति से खिल 


१. पीने-पाने की गोष्ठी--शराब पीने की 


आठवां उच्छवास / 6५ 


गए भ्रौर वे हंसने लगीं । 
अनन्तवर्मा का पतन 

“राजा भी सुस्कराकर उठ खड़ा हुआ और बोला : उठो ! कहीं उपदेश 
देने वाले ग्रुरु भी शिष्य के सामने उल्टी रीति पर चलते हैं ? 

'दोनों बैठ गए । राजा ने सोचा कि इन दिनों जो मंत्री मुके बार-बार इसी 
बात पर सलाह दे रहा है, उसका मतलब समभे बिना ही यह विहारभद्र बक- 
बक कर रहा है। इसलिए राजा ने भी उसकी बात का ख्याल नहीं किया । 

“उधर मंत्री ने सोचा : अरे ! मैं भी कंसी मू्खंता करता हूं कि बार-बार 
वही बातें राजा से करता हूं जो उसे श्रच्छी नहीं लगतीं । में बार-बार कहता 
हूं तो वह अभ्रब मुके भिखारी-सा समभकर मेरी हंसी उड़ाता है। उसकी दृष्टि 
में मेरे प्रति वह स्नेह नहीं, मुस्कराकर बात नहीं करता, मन की बात मुझे नहीं 
बताता, न कभी हाथ से छूता है, न मेरे कष्ट पर दया करता है । मेरे किसी 
उत्सव में भाग नहीं लेता । न कोई सुन्दर उपहार ही देता है। मेरे उपकार 
गिने नहीं जाते । मेरे घर के कुशल-क्षेम से उसे मतलब नहीं रहा। न मेरे पक्ष 
वालों को ही देखता है । न मुंझे श्रपना कोई निजी काम देता है, न अपने पंत:- 
पुर में ही मुझे भेजता है। वह मुझे भ्रयोग्य कार्यो में ही लगाता है। दूसरे लोग 
मेरे पद के लिए लालायित हैं भ्रौर वसी बात करते हैं तो मौन रहकर उनकी 
बात का समर्थन-सा कर देत ; है। उसे मेरे शत्रुओं पर विश्वास है। मैं कुछ 
कहता हूं तो उसका जवाब नहीं देता, मेरे निरपराध साथियों की निंदा करता 
है और मुभसे चुभीली बातें कह-कहकर हंसता है। मेरा उपहास करता है । 
में कभी राय देता हूं तो भट रोक देता है । एतराज उठाता है। यदि में कोई 
प्रमूल्य उपहार भेजता हूं तो स्नेह से स्वीकार नहीं करता । नीतिज्ञों की गलतियों 
को मूखंता कहता है | चाणक्य ने ठीक ही कहा है कि चित्र-ज्ञान को ठीक 
पहचानने वाले बुरे भ्रादमी भी राजा के प्रिय हो जाते हैं श्रौर ऐसा न कर सकने 
वाले शत्रु । फिर मैं क्‍या करूं ? कितना भी उद्धत क्‍यों न हो पर बाप-दादा की 
परम्परा में तो यह राजा ही माना जाता है। छोड़ा भी तो नहीं जा सकता । 
इसे नहीं छोड़ें पर इसकी मानूं भी नहीं, तो भी इसकी क्या मलाई कर सकंगा ! 
निश्चय ही यह राज्य नीतिज्ञ ग्रश्मकेन्द्र असन्तभानु के हाथों में जाएगा । क्‍या 
आने वाली सुसीबतें इसे सचेत कर सफेंगी ? जो वैसे ही उपद्रवः कर सकते हैं, 


$$ .... दशकुमारचरित 


उनके द्वेष लक्षण भी यह नहीं देख सकेगा। उपद्रव तो अवश्य खड़ा होकर 
रहेगा । पर में तो जीभ पर काबू रखं और बस अपने पद पर बना रहूं । 

भनन्‍्त्री तटस्थ हो गया । राजा मनमानी पर उतर आया। शअध्मकेन्द्र के 
मनत्री इन्द्रपालित का दुराचारी पुत्र चन्द्रपालित, जो पिता द्वारा निर्वासित था, 
भरा गया और उसने दुष्टों, बंदीजनों आदि के साथ निपुण वेश्याएं, ग्ुप्तचर 
इकट्ठे किए शौर तरह-तरह के खेल-कूद दिखाकर विहारभद्र को श्रपनी मुट्ठी में 
कर लिया । विहारभद्र पुल बन गया | उसपर चलकर चन्द्रपालित राजा का 
प्राश्चित हुप्रा । 

अ्नन्तवर्मा ने चन्द्रपालित को “राजा' का पद दे दिया । चन्द्रपालित मोका 
देख-देखक र अनन्तवर्मा को बुरे व्यसनों में फंसाता गया और भ्रनन्तवर्मा उसकी 
प्रशंसा करता रहा । 
सर्वनाश का पथ 

“ंद्रपालित कहता : शिकार से जितने फायदे हैं, उतने और किसीमें नहीं + 
कसरत हो जाती है तो शरीर में शक्ति श्राती है । उससे वक्‍त-बेवक्‍्त श्राई 
श्राफ़त को भेलने का दम रहता है । पैरों में चलने की ताकत झ्ाती है । कफ 
नहीं उमड़ता तो जठराग्नि तेज़ रहती है । चर्बी नहीं बढ़ती तो श्रंग सुडौल श्रौर 
फुर्तीलि हो जाते हैं। जाड़ा-गर्मी, हवा-पानी, भूख, प्यास सहने की ताकत पंदा 
होती है और हर प्राणी की प्रकृति समभने का ज्ञान श्राता है । हिरन और 
सांभर भ्रादि के मारने से खेतों का श्रन्न बचता है। भेड़िए भश्रौर शेरों के मरते 
से रास्तों का डर दूर होता है। पंत और जंगल में घूमने से तरह-तरह की 
भ्रच्छी जगहें दिखाई देती हैं। और पता चल जाता है कि किससे क्या काम 
निकल सकता है ? बार-बार मिलने से जंगली जानवर भी शिकारी पर विश्वास 
करने लगते हैं । शिकार से उत्साह बढ़ता है, दुश्मन को डराने की कई तरकीबों 
की जानकारी हो जाती है । भौर जूए से तो सब कुछ छोड़ सकने की शक्ति 
मन में श्राती है। हार-जीत को कौन जानता है, पर जुआरी इस छोटे डर से 
दूर हो जाता है। उसमें पौरुष बढ़ाने वाली होड़ पंदा होती है भौर हाथ की 
सफाई से कितना ज्ञान बढ़ता है । बुद्धि बड़ी चतुर हो जाती है। मन की लगन 
तो बस देखने योग्य हो जाती है। उससे उद्योग बढ़ता है। एक से एक कठोर 
भ्रादमी मिलता है जिससे हृदय मज़बूत होकर भप्रडिग हो जाता है | दीनता छूट- 


आठवां उच्छवास 7७ 


कर स्वाभिमान तो जूए से ही जागता है। और फिर उत्तम स्त्रियों से संभोग 
करने से धर्म श्ौर श्र मिलते हैं । पौरुष बढ़ता है। ओऔरों के मन की जानकारी 
होती है। मन निलोॉम हो जाता है । सभी कलाओों में निपुणाता श्राती है । 
भ्रप्राप्य को पाने की इच्छा, प्राप्त की रक्षा, रक्षित से उपभोग, उपभुक्त से होने 
वाले सुख-दुःख की विवेचना श्रौर रूठी स्त्री का रोज़ मान हरण करने से वचन 
में चतुराई--यह सब पंदा होती है। अ्रपने शरीर का कितना ध्यान अपने आप 
रखना पड़ता है ! और सुन्दर वेशभूषा रहती है । सबके सामने सम्मान मिलता 
है, मित्रों का प्रेम प्राप्त होता है। अपने आदमियों से संकोच कम होता है, हंस- 
हंसकर बातें करने की श्रादत पड़ती है। शक्ति बढ़ती है, उदारता जागती है। 
झ्रौर फिर सनन्‍्तान जन्म लेती है तो दोनों लोक सध जाते हैं । श्रौर शराब पीने 
से तो कई रोग दूर होते हैं, चाहे ज॑ंसी श्रवस्था लौट श्राती है। भ्रहंकार बढ़ता 
है । क्लेश पास नहीं आ्राते, वासना बढ़ती है, जो स्त्री-भोग में शक्ति बढ़ाती है। 
बराबर कसूर माफ करने की आदत पड़ती है जो मन का उद्वेग हटाती है । 
छिपी बातों को बताने और बेकार की बक-बक से भी विश्वास पैदा कर देने 
की ताकत जागती है । राग-द्वेष होते हैं दूर, दीखता है प्रानन्द ही श्रानन्द । 
इन्द्रियों को शब्द आदि का अनुभव होता है । बांटकर खाने-पीने से मित्रों और 
सम्बन्धियों में एकता रहती है। और भ्रंगलावण्य तो निखार लाता है। विलास 
का बड़ा सुख मिलता है। भय से जन्मने वाले संकट को टालते रहने से युद्ध 
की निषुणता पंदा हो जाती है। बुरे वचनों, कड़े दण्डों और दूसरे का धन 
हड़पने से बड़ा लाभ होता है। राजा को मुनि ज॑सा शान्‍्त नहीं होना चाहिए, 
वह न शत्रु हरा पाता है, न प्रजा को ही काबू में कर पाता है । 

(राजा श्रनंतवर्मा पर पुरा रंग चढ़ गया, वह उसीके रंग में रंग गया # 
उसकी देखा-देखी सब नौकर-चाकर भी शराब, औरत आदि बुराइयों में पड़ गए । 
सारे राज्य के भ्रधिकारियों की हालत बिगड़ गई। कोई किसीके दोष नहीं देख 
सका। राजा श्रौर राजसेवक एक-से हो गए तब प्रजा से घन उमेठा जाने लगा। 
धीरे-धीरे श्राय के रास्ते बंद हो गए भ्रौर राजा को वेश्याश्रों भ्ौर मदिरा में 
घिरकर खर्चा ज़्यादा चाहने की श्रादत पड़ गई। तब राजा ने सामन्‍्तों भौर 
राज्य के धनिकों और उनकी स्त्रियों को भी फुसला-बहकाकर अपनी शराब पीने 
की. गोष्ठियों में शामिल कर लिया भौर वह उनकी स्त्रियों से भी छल-कपट करके 


उद८ दशकुमारचरित 


व्यभिचार करने लगा। इसे देखकर सामंत भी निडर होकर उसके रनिबास की 
स्त्रियों से खूब व्यभिचार करने लगे और तब रनिवास की स्त्रियों ने तिनके बरा- 
. बर भी राजा की परवाह न की और उन व्यभिचारियों से खूब खेलने लगीं। 
अब यारों में भगड़े शुरू हुए । कमज़ोरों को ताकतवरों ने मार डाला। चोर 
“धनिकों का धन चुरा ले गए। सारे राज्य की संपत्ति उड़ गई । पाप के दरवाज़े 
'खुल गए । प्रजा के बंधुबांधव मार डाले गए, लुट गए । राज्य के उद्धत अ्रधि- 
'कारियों ने बहुत-सी प्रजा को मार डाला, कैद में डाल दिया। प्रजा में हाहाकार 
'मच उठा। किसी पापी को ठीक दंड मिलता ही न था, तो प्रजा में भय और 
क्रोध ने जगह ले ली । भूखों को लालच ने दबाया झौर राज्य के अच्छे दर्ज के 
लोगों का भ्रपमान होने लगा । उन्हें ग्रस्सा आने लगा श्रौर तब बाहर के शत्रु 
यहां के लोगों को श्रापस में लड़ाने लगे । 
अश्मकेन्द्र की नीति 
कई शन्रुदुूत शिकारी बनकर श्रनंतवर्मा की सेना में जा घुसे श्ौर वे सैनिकों 
'को जंगल में किसी जगह बहुत-से जानवरों का वर्णन करके उन्हें लालच देकर 
'पहाड़ों की ऐसी ग्रुफाओं में ले गए, जहां से कोई निकल न सका । वहां उन्होंने 
गुफा को फूंस-लकड़ियों से ढककर श्राग लगाकर जला दिया । कोई कहता : उस 
'जगह एक शोर है, बड़ा तंग करता है ।--भ्ौर स॑निकों को ले जाकर शेरों से 
मरवा देता । प्यासे सिपाहियों को कुएं का पता देकर दूर भेजा जाता और वहां 
मार डाला जाता । जिधर से सेना निकलने को होती उधर बड़े-बड़े गड्ढे खोद- 
कर उनपर घास बिछा दी जाती और यों कितने ही नष्ट कर डाले गए । ऐसी- 
ऐसी चालाकियां की गईं कि कई सिपाही तो दुर्ग पव॑तों में तड़प-तड़पकर, 
भाग-भागकर मर गए । किसीके पांव में कांटा लग जाता तो दुश्मन उसके 
'पांव से कांटा ज़हर बुभी छुरी से निकलवाते और फिर वह विष से सड़-सड़कर 
मर जाता । जंगली जानवरों के शिकार की पझ्राड़ में कितने ही सैनिक मार डाले 
गए । कभी-कभी शर्ते बंदी जाती कि पहाड़ की चोटी पर कौन चढ़े । ऊपर चढ़े 
और मौका देकर धक्का दे दिया | कितने ही लोग जंगली बनकर जंगलों में 
रहते श्र इक्का-दुक्का सिपाही देखकर सफ़ाया कर देते । कभी सैनिक नाच-रंग 
में लगे रहते तो उनपर एकदम छापा मारकर मार डाला जाता । आपस में 
ऐसा झगड़ा करा देते कि बड़ा खून-खराबा होता । भूठी अ्फवाहें फलाकर 


-आठवां उच्छवास 7६६ 


प्रजा में आतंक फैलाकर अ्रनन्तवर्मा की बदनामी उड़ा दी जाती और मौका 
देखकर कई सनिकों को मार डाला जाता । कभी औरत के पीछे झगड़ा करके 
हत्याएं करा देते, कभी श्नौरत भेज देते जो राजा के श्रफसरों श्रौर सैनिकों को 
एकांत में बहकाकर ले जाती जहां ग्रुप्त घातक उन्हें मार डालते | कभी उड़ाते: 
फलानी ग्रुफा में बड़ा धन रखा है--और कभी कहते : उस मन्त्र से सब मिल 
सकता है,--राजा, अधिकारी और सनिक लोभ में पड़ते । वहां सैनिक श्रौर 
अधिकारी जाने को होते तो ले जाते और रास्ते में ही तरह-तरह की चालों से 
उन्हें मार डालते । किसीको मस्त हाथी पर चढ़ा देते और संभालने के बहाने 
से ही हाथी को भड़का देते । हाथी उसे रोंद देता। वे उस मस्त हाथी को बड़े- 
बड़े राज्याधिकारियों के बैठने की जगह भगा देते और हाथी उन्हें मार डालता। 
राजा के सम्बन्धियों में भगड़ा दिखाई देता, तो वे शत्रु एक पक्ष वालों को मार- 
कर--दूसरे पक्ष ने मरवा डाला--यह उसपर लादकर उसे भी मरवा डालते | 
सामन्‍्तों के नगरों में वे दुराचारियों को मारते और नाम किसी और का लेकर 
उसे भी फंसवा देते । बीमार औरतों से संभोग करवाके उन्होंने कई सैनिकों को 
तपेदिक का मरीज बतवा दिया । कई शत्रु-दृतों ने राज्य सैनिकों को जहर बुफे 
कपड़े, गहने, सुगन्धित लेप श्रादि देकर मार डाला। वे वद्य बन गए और जह- 
रीली दवाएं देकर कई सैनिकों को उन्होंने यम के पास पहुंचा दिया। इस तरह 
भ्रश्मकेन्द्र वसंतभानु के भेजे हुए चरों ने तीव्र रस देने के बहाने से भ्रनन्तवर्मा 
की सारी सेना को जजेर कर दिया । 
अन॑तवर्मा क। मारा जाना 

“उसी समय अद्मकेन्द्र वसंतभानु ने भानुवर्मा नामक वन प्रदेश के शासक 
को भड़काकर श्रनंतवर्मा से भिड़ा दिया । अनन्तवर्मा ने भानुवर्मा को हराने 
के लिए अपने राष्ट्र की सारी शक्ति लड़ा दी। वसंतभानु अपने सारे सामंतों 
को लेकर अनन्तवर्मा से श्रा मिला और उसका प्रिय बन गया | श्र भी सामंत 
लोग पअ्नंतवर्मा की मदद करने श्रा पहुंचे । नमेंदा नदी के किनारे सबने शिविर 
डाल दिए । वहां जब सभा जुड़ी तो उसमें महासामंत कुन्तलाधिपति भ्रवच्तिदेव 
की रंगशाला की प्रधान नतंकी नाचने लगी । वह भनिद्य सुन्दरी थी। चंद्र- 
पालित झ्ादि के साथ बंठा भ्रनंतवर्मा उसका सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गया। शराब 
वैसे पी ही रहा था । अश्मकेन्द्र ने कुन्तलाधिपति भ्रवंतिदेव को एकांत में लेजाकर 


2७० दशकुमारचरित 


कहा : देखो ! यह पागल हुभ्ना जा रहा है। यह हमारी स्त्रियों पर भी बलात्कार 
करना चाहता है। भ्राखिर हम कब तक इस तरह अपमान सहेंगे । मेरे पास 
सौ हाथी है, पांच सौ आपके पास हैं । श्राइए, हम लोग मिलकर मरल देश के 
राजा वीरसेन, ऋचीकदेश के राजा एकवीर, कोंकरण देश के राजा कुमारगुप्त, 
सासिक्य देश के राजा नागपाल को भश्रनंतवर्मा से फोडकर अलग कर दें। इस 
श्रनंतवर्मा का व्यवहार उद्धत है ही, वे भ्रवश्य हमारे साथ हो जाएंगे । यह जो 
बनवा सियों का राजा भानुवर्मा है यह भी हमारा मित्र है। उसे श्रागे करके हम 
पीछे से चढ़ाई करके इसे मार डालें और इसका खज़ाना और वाहन श्रापस में 
बांट लें । 

'अवन्तिदेव ने यह बात मान ली भ्रौर बीस अच्छे कुंकुम की सुगंधि से रमे 
ज़रीन कम्बल देकर उसने भअ्रपने विश्वासी मंत्रियों से सलाह करके, उनको भी 
फोड़ लिया । दूसरे दिन उन सामंतों श्रौर वनवासियों के श्रधिपति की सहायता 
से भ्रनंतवर्मा को मार डाला गया । वसंतभानु ने तुरन्त भ्रनन्तवर्मा की बरबाद 
सेना, खज़ाना, वाहन आ्रादि अपने कब्जे में कर लिए और सभी सामन्तों से कहा : 
आ्राप भ्रपने बल के श्रनुसार इस धन को बांट लीजिए । जो चाहें सो मुझे दे दें । 
मेरे लिए वही बहुत है । 

'वसंतभानु ने यह तरकीब करके सबको खुश कर दिया । पर धन के बंट- 
वारे के समय वे सब सामंत लड़ मरे श्रौर वसंतभानु ने चालाकी से सबको मार 
डाला और सबकी संपत्ति उसने ही हड़प ली । भानुवर्मा को कुछ दे-दिवा दिया। 
भौर श्राकर उसने श्रनंतवर्मा के राज्य पर कब्जा कर लिया। 
रानी, राजकुमारी और राजकुमार का भागना 

वृद्ध मंत्री वसुरक्षित इस मुसीबत से बहुत दुःखी हुआ । उसने पुराना सेव- 
कत्व निभाया । कुछ पुराने सेवक संगाए श्रौर वह राजमाता महादेवी वसुन्धरा, 
उनके पुत्र और भ्रनन्तवर्मा की तेरह साल की पुत्री मंजुबादिनी को साथ लेकर - 
वहां से भाग निकला । कुछ दिन में ही वह दाहज्वर से मर गया । तब कुछ 
हिर्तषियों ने महादेवी और उनकी लड़की और लड़के को माहिष्मती भेजा। * 
वहां भ्रनन्तवर्मा के भाई मित्रवर्मा रहते थे । । 

बूढ़े ने रुककर कहा : में इन्हींके साथ था। मित्रवर्मा ने राजमाता कों 
अरित्रहीन समझा । उसे यह भी डर हुश्रा कि कहीं ये लोग इस बच्चे के 


( 
| 


आउठवां उच्छवास १७४ 


राजा न बना दें । बस उसने निर्दयता से इस बच्चे को मारने की तरकीब की । 
महादेवी को पता चल गया। उन्होंने मुझे श्राज्ञा दी : नालीजंघ ! तात ! इस 
बालक को ले जाओ ओर तुम कहीं इसे छिपाकर इसके साथ रहो । जीवित 
रहूंगी तो में भी श्रा मिलंगी । जहां भी रहो मुझे पता लगवा देना श्रोर खबर 
देते रहना । 

राजकुमार वन सें 

भहादेवी की ग्राज्ञा से में इस बालक को लेकर राजकुल से बचाता हुश्रा 
विध्यवन में जा छिपा । पंदल चलने से बालक थक गया था । मैंने इसे कई दिन 
एक शअ्रहीर की गोशाला में छिपा रखा। पर वहां भी डर था कि कहीं राज- 
पुरुष न आा पहुंचे। इसलिए में वहां से भी भागा । राह में बड़ी ज्ञोर की प्यास 
लगी । में इसके लिए पानी लेने इसी कुएं पर आया कि भीतर गिर पड़ा। 
आपने दया करके मेरी रक्षा की । श्रब आप ही इस भ्रनाथ बालक की रक्षा 
करें । 

'यह कहकर वह मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया । 

“मैंने कहा : इस बालक की माता का परिवार कौसा है ? 

“उसने कहा : पाटलिपुत्र के वैश्य वैश्ववरा की पुत्री सागरदत्ता उनकी माता 
थी और कोशलदेश के अ्रधिपति कुसुमधन्वा उनके पिता थे । 

'मैंने कहा : तब तो इसकी माता और मेरे पिता, दोनों के नाना एक 
ही थे। 

मैंने बालक को प्रेम से हृदय से लगा लिया । 

वृद्ध ने कहा : आपके पिता सिधुदत्त के कौन-से पुत्र हैं ? 

मेंने कहा : सुश्रुत । 

वह बहुत प्रसन्‍न हो गया । 

'मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा की--में उस नीति के गर से फूले हुए श्रश्मकेन्द्र 
को नीतिबल से उखाड़ फेंकृंगा श्रौर इस बालक को इसके बाप की जगह फिर 
स्थापित करूंगा । 
किरात का आगमन, खबर मिलना 

पर श्रब इसकी भूख कैसे मिटाऊं । यह ध्यान मुझे झाया । तभी मेंने दो मुगों 
को भागते देखा जो एक किरात के तीन बाणों से बचकर भाग निकले थे । वह 


2७२ दशकुमारचरित 


किरात भी शभ्रा गया । उसके पास दो बाण बचे थे। मेंने उससे धनुष-बाण 
लेकर मृगों पर निशाना साधा-। एक मृग के शरीर में बाण ऊपर के पंखों तक 
धंस गया ओर दूसरे बाण ने तो दूसरे मग को भ्रारपार बेध दिया था । एक 
मृग मेंने किरात को दे दिया और दूसरे के रोएं, चमड़ा, क्लोम और आांतें 
निकाज्नकर उसे काटा । फिर उसकी जांघ, हड़डी और गला निकालकर सला- 
इयों में बांधकर वन की दावानल के अ्रंगारों में भूना। फिर उसे मैंने, नाली- 
जंघ श्रौर बालक ने खाकर भूख मिटाई। किरात मेरे कौशल से प्रसन्न हो 
गया । 

'मैंने पूछा : माहिष्मती का कुछ हालचाल जानते हो ? 

'किरात ने कहा : मैं तो वहां बाघ के चमड़े की पिटारियां बेचकर श्रा रहा 
हूं । वहां की बातचीत क्‍यों नहीं बता सक्‌ंगा ? चण्डवर्मा का छोटा भाई प्रचण्ड- 
वर्मा मित्रवर्मा की भतीजी मंजुवादिनी से ब्याह करने की इच्छा रखता है । 
भाज वह आरा रहा है। 
विश्रुत की तरकौब 

मैंने बूढ़े नालीजंघ के कान में कहा । वह धूत॑ मित्रवर्मा अपनी भतीजी 
मंजुबादिनी पर स्नेह दिखलाकर उसके द्वारा माता का विश्वास जीतकर इस 
बालक को अपने पास बुलाकर मार डालना चाहता है। तुम एक काम करो । 
तुम महादेवी वसुन्धरा को मेरी और इस बालक की एकांत में सारी खबर देकर 
बाहरी तौर पर यह फैलाकर रोने लग जाना कि बच्चे को व्यापत्र खा गया ! 
ओर यह कहकर खूब रोना । दुष्ट मित्रवर्मा प्रसन्‍न हो जाएगा श्रौर दुःख दिख- 
लाता हुआ महादेवी को धीरज बंधाएगा। फिर देवी तुम्हारे मुंह से उससे कहल- 
वाएं कि जिसके लिए मेंने तुम्हारी बात नहीं मानी, वह बालक ही मर गया । 
भ्रब तो तुम जो कहोगे, वही करूंगी ।--वह प्रसन्न होकर देवी के पास प्रीति 
दिखाने जाएगा। तब महादेवी इस तैलिया मीठा नाम के महाविष को पानी में 
घोलकर उसमें फूलों की माला डुबा लें और जब बह पास भ्रा जाए तब उसको 
छाती श्रौर मुख पर माला मारकर कहें : यदि में पतिब्रता हूं तो मेरी इस माला 
की मार तेरे लिए तलवार का वार बन जाए ।--मित्रवर्मा ज़हर से मर जाएगा। 
तभी वे मेरी इस दूसरी दवा को पानी में घोलकर उस माला को उसमें धो 
डालें ओर जहर तुरन्त छूट जाने पर मंजुवादिती को दे दें। उसका कुछ भी 


आठवां उच्छवास (परे 


नहीं बिगड़ेगा। लोग महादेवी को महासती समभकर उनके अनुयायी हो 
जाएंगे । फिर प्रचण्डवर्मा को खबर भिजवाना कि यह राज्य राजा के बिना 
सूना है । आप राज्य भी लें और कन्या मंजुवादिनी को भी स्वीकार करें ।--- 
तब तक में और यह बालक कापालिक का वेश धारण करके देवी वसुन्धरा की 
दी हुई भिक्षा पर जीवन बिताते मरघट में नगर के बाहर रहेंगे। मौका पाकर 
महादेवी अपने विश्वासी नगरवासियों भर वद्ध मन्त्रियों को बुलाकर एकान्त में 
कहें कि श्राज स्वप्न में मुझपर विध्यावासिनी देवी ने कृपा की । उन्होंने कहा है 
कि आज के चौथे दिन प्रचण्डवर्मा मर जाएगा । पांचवें दिन रेवा नदी के किनारे 
एकान्त में जो मेरा मन्दिर है, वहां नीरवता होने पर एक ब्राह्म ण तुम्हारे पुत्र 
के साथ मेरे मंदिर का द्वार खोलकर बाहर निकलेगा । वह ब्राह्म ग॒ तुम्हारे राज्य 
को श्रपने हाथ में ले लेगा और तुम्हारे बालक को राज्यसिहासन पर बिठाएगा। 
इस समय में सिहनी बनकर तुम्हारे बालक की रक्षा कर रही हूं। यह मंजु- 
वादिनी उस ब्राह्मण को पत्नी होगी । बस देवी ने इतना ही कहा है । मेंने जो 
बात बताई है उसे श्राप लोग गुप्त ही रखें । 

वह नालीजंघ मेरी बात सुन प्रसन्‍न होकर चला गया और वंसे ही उसने 
सब काम कर डाला | प्रजा में यह खबर फल गई--भरे ! पतिक्नत का भी 
कितना माहात्म्य है ! देवी का माला प्रहार तलवार का वर बन गया । कैसे 
कह दें कि माला में कोई भ्रसर था देवी का वही हार तो बेटी मंजुवादिनी 
की छाती पर शोभित हुआ्ला ? जो पतित्रता की. श्राज्ञा नहीं मानेगा वह भस्म 
हो जाएगा । 
तरकीब का ग्रयोग 

जब में भौर बालक कापालिक वेश में भिक्षा मांगने भ्रा गए तो देवी प्रसन्‍न 
हो उठीं । दूध छातियों में छलक श्राया । हर्षाकुल हो उठीं। बोलीं--भगवन ! 
प्रणाम करती हूं । इस भ्रनाथ को सनाथ करके श्रनुग्रह करे। मेने एक सपना 
देखा था, वह सच है या नहीं ? 

मैंने कहा : आज ही उस सपने का फल दीखेगा । 

यदि दासी का ऐसा जोरदार भाग्य है तो वह सपना सनाथ करने ही 
झाया था ।--मंजुवादिनी ने कहा । वह मुझे देखते ही झासक्त हो गईं भौर 
हष॑ से बोली: यदि सपना भूठा हो गया तो कल में तुम्हारे इस भिक्षु 


१७9 दशकुमारचरित 


बालक को रोक लूंगी। 

'ममेंने उसे स्नेह की श्रांखें गड़ाकर देखा शौर मुस्काकर कहा : अच्छा, यही 
सही । 

'भिक्षा प्राप्त कर, नालीजंघ को साथ लेकर चल पड़ा श्रौर कुछ श्रागे जा- 
कर मेंने धीरे-धीरे पूछा : क्‍यों ? वह अ्रल्पायु प्रचण्डवर्मा इस समय कहां है ? 

उसने कहा : उसको तो यह भरोसा हो गया है कि श्रब यह राज्य मेरा 
ही है । वह सभागृह में बंदीजनों की स्तुतियां सुनता बंठा है। 

तो तुम यहीं उद्यान में ठहरो ।--यह कहकर वृद्ध को वहीं छोड़कर मैं 
महल के एक कोने में चला गया जहां एक सूना मठ था । उसमें जाकर मैंने 
कापालिक वेश उतारकर घर दिया भ्रौर कुशीलव' वेश धारण करके मैंने बालक 
राजकुमार को अपने कापालिक वेश की देखभाल करने पर तैयार किया श्ौर 
में प्रचण्डवर्मा के पास जा पहुंचा | में कविताएं सुनाकर उसका मन बहलाने 
लगा । जब सांझभ हो गई भौर धूप लाल-सी पड़ गई, मेंने ऐसी वेशभूषा बना 
ली कि लोग मुझे पहचान न पाएं और नाच, गाना, तरह-तरह से रोना, हाथ 
चमकाना, दोनों हाथों को धरती पर टेककर सिर घुमाते हुए परों को उठाना, 
एक पांव उठाकर दूसरे को सिकोड़कर नाचना, बिच्छू भौर मगर ज॑सी भ्राकृति 
बनाकर चलना, मछली की तरह पलटा खाना आदि अ्रंग-कौशल दिखाते-दिखाते 
मेंने पास बठे आ्रादमियों की छुरियां ले लीं और उनपर अपने शरीर के बोझ 
को डाल दिया । में जो काम कर रहा था, वह कोई नहीं कर सकता था, सब 
चकित थे । फिर में बाज़ की तरह भपटा, फिर कुररी पक्षी की तरह बोलने 
लगा। प्रचण्डवर्मा मुभसे बीस धनुष की दूरी पर बंठा था। खेल दिखाते- 
दिखाते में फपटकर उसके पास जा पहुंचा और उसीकी छुरी से मैंने उसका सीना 
फाड़ दिया और चिल्लाया--वसंतभानु हजार बरस जिएं ।--ुप्तदूतों में से 
एक ने मुझे मारने को खड़्ग उठाया कि मेंने कूपटकर उसका हाथ पकड़कर उसे 
दे मारा । वह बेहोश हो गया । सब मुझे घबराकर देखने लगे कि मैं दो श्रादमियों 
जितनी ऊंची प्राचीर लांघ गया और भट उपवन में पहुंचा । जो मेरा पीछा 

.._ १. कुशीलव--जिनको बाद में बंदीजन और चारण कहा गया वास्तव मैं वाल्मीकि के 


शिष्य, राम के पृत्र, कुश और लव की तरह रामायण को गाकर सुनाने वाले लोग होते 
थे, तभी ऐसे गाने वालों को कुशीलव कद्दा जाता था । 


आतठवां उच्छवास 2७४ 


कर रहे थे, उनसे मेंने कुदते समय कहा, आ जाए जिसमें हिम्मत हो । यही रास्ता 
है ।--और में नालीजंघ के बनाए बालू के चौरस रास्ते पर न चलकर, तेज़ी से 
पास के तमालक्‌ज में होकर पुर्वंदिशा की ओर भागा। झागे एक ईंटों का ऊंचा 
टीला था, इसलिए फिर पश्चिम को मुड़ा और तेजी से भागकर मिट्टी का हृह, 
श्रौर खाई लांघकर में उसी सूने मठ में जा पहुंचा। भट से मैंने वेश बदल डाला 
ग्रौर बालक राजकुमार को साथ लेकर हाहाकार से घबराए रक्षकों से घिरे 
राजद्वार से, मुश्किल से उसे साथ लेकर, निकल गया और मरघट जा पहुंचा 
जहां दुर्गा का मन्दिर था । प्रतिमा के पास मेंने पहले ही एक गुप्त द्वार बना 
लिया था और उसका मुंह एक बड़े पत्थर से ढंक दिया था । श्राधी रात के 
समय जब श्रन्त:पुर का नपुंसक बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और झाभूषण ले शझ्ाया 
उन्हें पहनकर हम उसी बिल में जाकर बंठ गए--चुपचाप । 
भमहादेवी ने मालवराज प्रचण्डवर्मा का दाह संस्कार कर दिया और चण्ड- 
वर्मा को सारा संवाद भिजवाया कि शायद यह वसंतभानु गअ्रद्मकेन्द्र का काम 
है। दूसरे दिन पहले से निश्चित किए गए नगरवासियों, वृद्धमन्त्रियों भ्ौर 
सामन्‍्तों के साथ महादेवी मन्दिर में श्राईं । उन्होंने भगवती दुर्गा की पुजा की । 
सबके सामने मन्दिर के सामने के द्वार को बंद कर दिया और फिर महादेवी की 
आज्ञा से नगाड़ा बड़े ज़ोर-ज़ोर से बजाया जाने लगा | वह स्वर जब बारीक से 
बारीक छेद में होकर मेरे पास पहुंचा में तेयार हो गया, और मेंने सिर लगाकर 
प्रतिमा के साथ ही उस भारी लोड के श्रासन को हाथों पर उठा लिया। यह 
काम बड़े ही मज़बूत आदमी के लिए भी बड़ा कठिन था। बगल में रखकर उसे 
में राजकुमार को लेकर ब्राहर निकल श्राया । मेंने दुर्गा को-पूजा की श्रोर तब 
किवाड़ खोलकर बाहर श्रा गया । विश्वास से लोगों की श्रांखों में प्रसन्‍नता छा 
गई, रोमांच हो आया और हाथ जोड़े चकित-सी प्रजा दुर्गा को प्रणाम करने 
लगी । तब मैंने कहा : देवी विध्यवासिनी ने मेरे द्वारा कहलवाया है कि उन्होंने 
ही कृपा करके सिहनी बनकर इस राजकुमार की रक्षा की है। भाज वे इसे मेरे 
हाथों में सोंप रही हैं । उनकी श्राज्ञा है इसे मैं श्रपना ही पुत्र समभू । 
. फिर मैंने कहा : वसंतभानु ने भीषण षड्यन्त्र रचे थे। भ्रब उन कपट- 
जालों की नीचता प्रकट हो चुकी है। उस निर्देयी के इरादों को बिगाड़ने को ही 
में इस बालक का रक्षक बना हूं। मेरे इसी पुरुषार्थ का पुरस्कार बनाकर महा- 


9७६ दराकुमारचरित 


| 


देवी वसुन्धरा ने इसकी बहन मंजुवादिनी मुझे दी है । 

'प्रजा के लोग यह सुनकर प्रसन्‍न हो उठे। वे कहने लगे : भोजवंश का 
अहोभाग्य ! जिसके श्राप ज॑से स्वामी हैं, जिन्हें स्वयं भगवती दुर्गा ने भेजा है ! 

'मेरी सास तो बहुत ही प्रसन्‍न हुई । मंजुवादिनी का उसी दिन मुभसे 
विवाह कर डाला गया । रात होते ही मैंने मन्दिर की वह सुरंग खूब श्रच्छी 
तरह भर दी । किसीको भी बिल नहीं दिखा । सबको आश्चये था कि वहां 
मन्दिर में खाने-पीने को कुछ भी नहीं था और फिर भी हम खूब हृष्ट-पुष्ट 
प्रसन्‍न थे । में तो देवता का अंश माना जाने लगा। श्रब कौन ऐसा था जो मेरी 
आज्ञा को टाल जाता । 
राजकुमार का गद्दी पर बेठना 

“राजकुमार श्रार्या महादेवी के पुत्र थे इसलिए, उनका भी प्रभाव बहुत 
बढ़ गया | एक दिन शुभ तिथि की मैंने पुरोहित से उसका मुण्डन, उपाकर्मे 
कराके नीतिशास्त्र पढ़ाते हुए राज्य का कार्य संभालना शुरू कर दिया । 

मेंने सोचा : राज्य की तीन शक्तियां होती हैं। मन्त्र, प्रभाव श्रोर उत्साह । 
तीनों एक दूसरे से मिलकर काम करती हैं। मन्त्र से कतंव्यज्ञान, प्रभाव से प्रभु 
शक्ति में कार्य-प्रवत्ति, और उत्साह से कार्यसिद्धि होती है। सहाय, साधन, 
उपाय, देश, काल, विभाव श्रौर विपत्ति, प्रतिकार--ये पंचांग हैं जो नीतिवक्ष 
के मूल हैं । कोष और दण्ड दो स्कन्ध हैं । कार्य पुरा करने की स्थिरता को उत्साह 
कहते हैं । साम, दाम, दण्ड, भेद उसकी शाखाएं हैं । स्वामी, मंत्री, सुहृदू, कोष, 
राष्ट्र, दुरगं, सेना, पुरवासी श्रादि जो श्राठ अंग हैं, वे भेद-प्रभेद से ७२ पत्ते हैं । 
संधि, विग्रह, यान, द्वैेघ, समाश्रय भ्रादि नीतिवक्ष के किसलय हैं। शक्ति, सिद्धि 
पुष्प और फल हैं । यह नीतिवक्ष राजा का भला करता है। 

“मित्रवर्मा का मन्‍्त्री आर्यकेतु कोसल देश का है, मातृपक्ष का है और 
इसमें मन्त्री के सारे ग्रुणा हैं। उसकी न मानकर ही मित्रवर्मा का ध्वंस हा 
है । वह मिले तो बहुत ठीक रहे । 

'एकान्त में नालीजंघ को बुलाकर कहा : तात ! आ्राये आयेकेतु से एकांत 
में कहो : यह मायापुरुष कौन है जो राजकुमार को बस में करके राजलक्ष्मी का 
भोग कर रहा है ? पूरा भुजंग है| छोड़ेगा या उसे निगल जाएगा ?--जो 
जवाब दे सो म॒झे बताता । 


आठवां उच्छवास 7७७ 


नालीजंघ ने लौटकर कहा : में गया था, उपहार दिए। हाथ-पांव दाबे और. 
ज॑सा आपने कहा था, मेंने पूछ डाला । उन्होंने कहा : भद्र ! ऐसा मत कह ।. 
वह राजवंश को उज्ज्वल करेगा। असाधारण बुद्धि-निपुणता, श्रपरिमाण उदा रता,. 
भ्रति आश्चर्य जनक भ्स्त्र-कोशल, भ्रनन्त शिल्पज्ञान, श्रतुलित दया, दुःसह तेज 
झौर दुरन्त वीरता से वह शत्रु से लड़ सकता है। उसमें मानव ज॑ंसे लक्षण नहीं 
हैं, सभी दिव्य गुण-से हैं । शत्रु को कंटीला बिल्व वृक्ष है। मित्रों-तम्रजनों को 
वह चन्दन है। वही नीतिगर्वी अश्मकेन्द्र को उजाड़कर इस राजकुमार को 
इसके पिता के पद पर लाकर स्थित करेगा । तुम शंका न करो । 

'मेंने उस बुद्ध मन्‍्त्री की बात सुनकर उसे उपहार देकर, उसका दिल जीता 
झौर अपना सहायक बना लिया । फिर श्रनेंक वेशधारी ग़ुप्तवर बनाकर, प्रजा 
के भीतर छिपे लोभी, भ्रभिमानी, उद्ृण्ड लोगों में उनके द्वारा अपने औदारयें 
शौर धामिक भावना को फलाकर मेंने नास्तिकों को नीचा दिखाया। राज्य- 
बाधाश्रों को उखाड़ डाला | श्रमित्रों की चालें विफल कीं, चातुवण्य॑ और स्व- 
धर्म-कर्म की स्थापना की । अ्रथोपाजं॑न के तरीके निकाले क्योंकि श्रर्थ से हो दंड 
झ्ौर राज्य कार्य सिद्ध होते हैं । दुबंलता से बड़ा कोई पाप नहीं । यही सोचकर 
में बल बढ़ाने में लग गया । 


(उत्तरपीठिका) उपसंहार 


विश्वुत का अभ्रपना बयान जारी रखना 


विश्रुत का वसंतभानु से बदला लेने की तरकौब सोचना 

मैंने सोचा : यह इतने सारे वीर मुझपर इतनी श्रद्धा रखते हैं और मेरे 
इशारे पर जान देने को तैयार हैं | में नीतिवान हूं और दोनों राज्यों की सेना- 
सामग्री की तुलना की जाए तो अरश्मकेन्द्र वसन्तभानु से में कम नहीं हूं। अब 
भ्रश्मकेन्द्र को हराकर विदर्भराज श्रनन्तवर्मा के पुत्र भास्कर वर्मा को उनके 
पिता की गद्दी पर बिठाने लायक हो गया हूं । इस राजकुमार को दुर्गा देवी ने 
अपना पुत्र माना है, और मुझे उसका सहायक बनाया है । सब यही कहते ही 
हैं । लोग यही सोचते हैं कि स्वामीपुत्र भास्करवर्मा अवश्य राज्य पाएगा । 
उधर श्रव्मकेन्द्र की सेना भी देवी शक्ति को मानवी शक्ति से बड़ा समझती 
है। वह युद्ध में ज़रूर डरेगी । यहां सब इस राजकुमार की उन्नति चाहते ही 
हें। अश्मकेन्द्र के श्रन्तरंग सेवकों से मेरे विश्वासी पुरुष एकान्त में मिलकर 
उन्हें मित्र बनाएंगे भौर यह बात फंला देंगे कि देवी इधर है, भ्रत: लड़कर क्‍यों 
मरते हो ? अनन्तवर्मा के पुत्र भास्करवर्मा से मिल जाशो। जो हमसे मिल 
जाएंगे उन्हें खूब धन दिया जाएगा | जो विरुद्ध रहेंगे, वे दुर्गा के त्रिशूल से ही 
डरकर मर जाएंगे । दुर्गा की श्राज्ञा थी कि एक बार सूचना दे दी जाए। श्राप 
मित्र हैं, तभी आपके लिए यह बात दुर्गा ने कहलवाई है । 

बसे ही लोगों का मन उचाट हो रहा था। मेरी बात सुनकर सब बस में 
आ गए । 

अश्मकेन्द्र ने जब सब सुना तो सोचा : राजकुमार की प्रधान प्रजा तो 
उसे राजा बनाना चाहती ही है। मेरे भीतरी-बाहरी सेवक श्रनमने-से हैं। 
द्वान्ति से श्रब बठा रहूंगा तो यह लोग भेद कराके मुझे गद्दी पर बैठने योग्ग भी 
नहीं छोड़ेंगे । इससे पहले कि मेरी श्रवज्ञा हो, वे लोग श्रकेले में बातचीत कर 


उपसंहार ९७६ 


पाएं, में युद्ध छेड़ दंं। वह राजकुमार मेरे सामने क्या टिकेगा ? 

'यह तय करके भ्रन्याय से प्राप्त राज्य के पाप से प्रेरित होकर श्रश्मकेन्द्र 
सेना लेकर मेरी सेना पर ऐसे चढ़ आया जैसे मौत के मुंह में श्रा रहा था । 

अदइ्मकेन्द्र आगे था। में भी भट आगे बढ़ा और मैंने उसकी तरफ शअ्पना 
घोड़ा दौड़ा दिया । 
आअश्मकेन्द्र की मृत्यु 

“उसकी सेना ने सोचा कि जरूर यह देवी के वर से दिव्य शक्ति रखता 
है। भ्रन्यथा भ्रकेला क्‍यों भ्रा रहा है ? यह तो असाधारण बात है । 

यही सोचकर सेना चित्रलिखित-सी खड़ी रह गई । 

'मैंने पास जाकर भ्रश्मकेन्द्र को युद्ध के लिए ललकारा | वसन्तभानु ने मेरे 
मुख १२ तलवार का भयानक वार किया। मैंने हथियार से उस वार को बेकार 
करके ऐसा हाथ मारा कि उसका सिर कटकर घरती पर जा गिरा । तब उसके 
सैनिकों से मैंने कहा : श्ौर जिसकी लड़ने की इच्छा हो, भ्रकेला आए, या सब 
मिलकर भरा जाश्रो । और नहीं, तो इस राजकुमार के चरणों में प्रणाम करो, 
सेवक बनो, मज़े से श्रपनी-अपनी जगह बने रहो और सुख से जीवन बिताश्रो । 
भास्करवर्मा का राजा होना 

मेरी बात सुनकर भ्रश्मक सेना के लोग अपने वाहनों से उतरकर राजकुमार 
को प्रणाम करके उसके श्राधीन हो गए । तब मेने अश्मकेन्द्र का राज्य भी 
राजकुमार के ही हाथ में दे दिया और श्रपने मुख्य. प्रजाजनों को उसकी देख- 
भाल पर लभाकर, अद्मकेन्द्र के वीर संनिकों के साथ विदर्भ देश की राजधानी 
में पहुंचकर राजकुमार भास्करवर्मा को उसके पिता के राजसिहासन पर बिठा 
दिया । | 

माता वसुन्धरा के साथ एक दिन राजा भास्क रवर्मा बठे थे। मैंने कहा : 
में एक काम शुरू करने की इच्छा कर चुका हूं। वह जब तक सिद्ध नहीं हो 
जाएगा तब तक एक जगह नहीं रह सकूंगा । इसलिए अपनी बहन भर मेरी 
पत्नी मंजुवादिनी को श्राप कुछ दिन अपने ही पास रखें। में अपने प्रिय मित्र 
को ढूंढने पृथ्वी-भ्रमण को जाता हूं । मिल जाएंगे तब आ जाऊंगा । 

भांसे सलाह करके राजा भास्कर वर्मा ने कहा : यह राज्य मिलना, शऔर इसके 
अभ्युदय के भ्रसाधारण कारण आप ही हैं। झापके बिना हम एक क्षण भी 


(८० दशकुमारचरित 


इस बोभ को नहीं ढो सकते । आप यह क्‍या कह रहे हैं ? 

मैंने कहा : चिन्ता न करें । घर में श्रेष्ठ मन्त्री आारयकेतु हैं ही। वे बड़े 
योग्य हैं । वे ही सब काम करेंगे। 

'पर वे लोग मुझे काफी दिन रोके रहे । मुझे उन्होंने उत्कल के राजा 
प्रचण्डवर्मा का राज्य दे दिया। में तब आपको ढूंढने जाने की राजा भास्कर- 
वर्मा से अनुमति लेना चाहता था कि अंगराज सिह॒वर्मा का आदमी आया, 
जिसने सहायता के लिए बुलाया | यहां झ्ाया तो पृ्व॑जन्म के पुण्यों से श्रापके 
दर्शन हो गए !' 

९ < <» 

राजवाहन, अ्रपहा रवर्मा, उपहा रवर्मा, अ्रथपाल, प्रमति, मिन्रग्रुप्त, मंत्रगुप्त 
श्र विश्वुत चम्पा में इकट्ठे थे । पाटलिपुत्र में श्रपनी सुन्दरी स्त्री वामलोचना 
के साथ श्रानन्द करता कुमार सोमदत्त युवराज पद पर श्रासीन था। राजवाहन 
ने उससे पहले ही कह दिया था कि दूत जब भेजा जाए, तुम तुरन्त श्रा जाना । 
राजवाहन ने उन्हें भी चम्पा में बुला लिया। 
कुमारों का मिलन और राजहंस का पत्र 

एक दिन ये प्रेम से श्रापस में बातें कर रहे थे कि राजा राजहंस का शआ्राज्ञा- 
पत्र लेकर राजसंवक झा गए । राजवाहन को प्रणाम कर उन्होंने पत्र दिया श्रौर 
कहा : स्वामी ! यह श्रापके पिता राजहूंस का शभ्राज्ञापत्र है। लीजिए ।' 

यह सुनकर उठकर बार-बार सादर प्रणाम करके वह श्राज्ञापत्र लेकर सिर 
से लगाकर राजवाहन ने पढ़कर सबको सुनाया : 

'स्वस्ति ! श्रीपुष्पपुर राजधानी से श्री राजहंस राजा चंपा में निवास करते 
राजवाहन तथा श्रन्य कुमारों को यह आाज्ञापत्र भेजते हैंँ। तुम लोग मुझसे 
श्राज्ञा लेकर सकुशल विदा हुए थे । पता चला कहीं शिवमन्दिर के पास शिविर 
लगा था । वहां रात को राजकुमार शिवपूजन को बंठे पर सुबह नहीं मिले । 
तब सब कुमारों ने प्रतिज्ञा की कि हम राजवाहन के साथ ही राजहुंस को प्रणाम 
करेंगे, श्रन्यथा प्राण त्याग देंगे ।--यह प्रतिज्ञा करके सेना तो तुमने लौटा दी, 
ओर राजकुमार को ढूंढने अलग-अ्रलग चल पड़े । यह दुःख का समाचार सुनकर 
में और तुम्हारी माता शभ्रसह्य दुःख-समुद्र में डूब गए। तब हम वामदेव 
के झ्राश्नम में गए । सब वत्तान्त बताकर--भ्रब हम प्राण त्याग करेंगे ।--यह 


उपसंहार 25९ 


सोचते थे कि वे त्रिकालज्ञ हमारे मन की बात समभकर बोले : राजन ! विज्ञान 
के बल से मैंने आपके मन की बात जान ली है। ये सब कुमार कुछ दिन तक 
राजवाहन के लिए अनेक कष्ट भोगेंगे। भाग्योदय होने पर प्रसाधारण पराक्रम 
से दिग्विजय करके अनेकों राज्य प्राप्त कर, १६ वर्ष के भ्रन्त में राजवाहन को 
भ्रागे लेकर वे आपके और रानी वसुमति के चरणों में प्रणाम करेंगे । वे सदव 
आपकी श्राज्ञा में रहेंगे शौर श्राप लोग तब तक कोई साहस का काम नहीं करें ।--- 
मुनि की बात सुनकर हमने विश्वास किया। धेयें धारण किया श्रौर किसी 
प्रकार में भर वसुमति देवी जीवित बने रहे । अब वह समय पूरा होने को 
आया । हम दोनों फिर वामदेव के झ्राश्नम में गए और क्रहा : स्वामी ! आ्ापने 
जो समय बताया था वह तो समाप्त होने को भ्राया, पर हमें तो कुछ भी पता 
नहीं चला ।--मुनि ने कहा : राजन्‌ ! राजवाहन श्रादि सभी कुमारों ने दुर्जय 
शत्रुओं को जीतकर दिग्विजय कर ली और अ्रब चम्पा नगरी में हैं । भ्रपना 
आज्ञापत्र भेजकर उन्हें बुलाने को सेवक पठाइए ।--मुनि के वचनों से ही तुम 
लोगों को बुलाने को भ्राज्ञापत्र भेजा जा रहा है | यदि क्षण भर भी देर करोगे 
तो हम न मिलेंगे । हमारी चर्चा ज़रूर मिलेगी । पानी भी रास्ते में ही पीना 
अब।' 

चलना चाहिए । राजवाहन ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके कहा | 
मालवराज मानसार से बदला लेना 

जीते हुए राज्यों में ठीक सेना रखकर श्रात्मीय जनों को नियुक्त करके, 
कुछ सेना लेकर मालव चलें ध्रौर पुराने बरी मानसार को हराकर हो माता- 
पिता के दर्शन करें---ऐसा तय करके वे अपनी-अपनी स्त्रियां लेकर मालव गए 
ध्रौर उज्जयिनी पहुंचकर बड़ी सेना वाले मानसार को उन्होंने हराकर मार 
डाला । मालवराज की पुत्री अ्रवन्तिसुन्द्री को संग ले लिया । बंदीगृह से मंत्री 
' चण्डवर्मा द्वारा कैद किए गए पुष्पोदभव को सपरिवार छुड़ा लिया और फिर 
'मालवराज्य को श्ृपने झ्राधीन करके, उसकी रक्षा के लिए सेना सहित विश्वस- 
नीय मनन्‍्त्री को छोड़कर, बाकी सेना लेकर वे सब कुमार पृष्पपुर भ्रा गए । 
राजवाहन को आगे करके वे राजा राजहंस भ्रौर देवी वसुमति के चरणों में 
प्रणाम करके स्थित हुए । माता-पिता उन्हें देखकर बहुत प्रसन्‍न' हुए । फिर 
सब के मन की बात जानने वाले मुनि वामदेव ने कहा : तुम लोग एक बार 


?पर दशुकुमारचरित 


फिर जाकर श्रपने-अपने राज्य का न्यायपुर्वक शासन करो। जब इच्छा हुग्नरा करे 
माता-पिता के चरण छूने आ जाया करो ।' 
राजहंस से मिलन 

मुनि की ग्राज्ञा से वे मादा-पिता को प्रणाम करके चले गए। जाकर 
दिग्विजय विधान करके लौट आए और हर एक कुमार ने मुनि से अपना वत्तान्त 
कह सुनाया। उनका दुःसाध्य पराक्रम सुनकर सब प्रसन्न हुए । माता-पिता को 
अपार हर्ष हुआ । तब राजा राजहंस ने मुनि से सविनय कहा : 'भगवन्‌ ! 
भ्रापके ही प्रसाद से हमने मनुष्यों की कल्पना से बाहर का सुख पाया । श्रव हम 
प्रापके चरणों में, वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करके रहना चाहते हैं । भ्राप ही यह 
श्राज्ञा दें कि राजवाहन को पुष्पपुर और मालव राज्य का स्वामी बनाकर राज्या- 
भिषेक किया जाए | शेष कुमारों को बाकी राज्य दे दिये जाएं । वे एक मत 
होकर समुद्र जंसी मेखला धारण करने वाली पृथ्वी का भार ग्रहण करें । रण्ज्य 
के कांटे बीनकर दूर फेंके श्रौर सुख से राज्य करें ।' 
पिता का वानग्रस्थ ग्रहण करना 

कुमारों ने पिता से वानप्रस्थ न लेने की प्रार्थना की, श्राग्रह किया । तब 
वामदेव ने कुमारों से कहा : हे कुमारो ! ये वृद्ध हें | भ्ब ये मेरे श्राश्रम में 
रहकर बिना शरीर को कष्ट दिए वानप्रस्थ से जीवन बिताना चाहते हैं । तुम 
लोग इनकी इच्छा में बाधा मत डालो । यह भगवान की भवित में समय व्यतीत 
करेंगे । तुम लोग पिता के साथ रहकर सुख नहीं पा सकोगे ।' 

महर्थि की भ्राज्ञा से उन्होंने पिता को वानप्रस्थ ग्रहण करने से नहीं रोका | 
सुख से राज्य भोग करना 

राजवाहन को पुष्पपुर में राज्यसिहासन पर बठाकर सब कुमार भ्रपने-अभ्रपने 
राज्य का शासन करने लगे । जब कभी तबियत पाती, वे माता-पिता के दर्शनों 
को श्राते-जाते रहते । इस तरह सभी कुमार राजवाहन की श्राज्ञा से सारी पृथ्वी 
का न्याय से शासन करने लगे | परस्पर उनमें बड़ा एका था। जो सुख इन्द्र 
झ्रादि देवता भी नहीं भोग सके, वह दुलंभ सुख भी उन लोगों ने आनन्द से 
भोगे ! 


9 ९०? ९० 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
7 24/440॥/ 5/48॥व मैव[/शादा 4ट्व०॥ए 0 4कांआउ। वात 78749 


ज्नस्त री 


(०55९० ०२१६ 


अवाष्ति स० 
568, ० ,७८-८८६४४८६३६ ८-७४ *७ ५५५४० ४३६ 


कृपया इस पुस्तक को निम्नलिखित दिनाँक या उससे पहले वापस 


कर दे । 


7?]6९886 ए76ए)॥ 8 9007४ 0॥ 07 0९006 ॥॥6 0886 886 $(3777९6 
5८0 फ्र. 


स्कासटास अरसयालगकारममरजरजवललसआ: पाया अत 8: जा आल एड आला 


२+०>मरकमनुऋल्ाकाल रह 


| दिनांक उधारकर्ता दिनांक उधा रकर्ता 

की संख्या की संख्या 

| 98० ए०07०फ़& 8 04(० 8077079८११$ 
४०. | [२०. 


